मूक माटी 


(महाकाव्य ) 


रचयिता 
आचारय॑ विद्यासागर 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


(6) 


लोकोदय ग्रन्यमाला ग्रन्थाक ४६५ 


मूक साटी 
(महाकाव्य) 
भाथाय विशज्ञासागर 


पहला सस्करण १६८८ 


मूल्य * ४०/- 


प्रकाशक 

भारतीय शानपीठ 

१८, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, 

लोदी रोड, नयी दिलली-११०००३ 


मुद्रक 
मबप्रभात प्रिंटिंग प्रेस, 


भारतीय शानबीठ | शाहंदरा, दिल्‍ली-११००३२ 


0०0८-84 १77.. (एक्रा०-कु०थण) 


छप ठणीधाए॥ ११0ए888 ६५7 


शाणाशह्रावठ एए छाक्चाद्वए उआक्षाणा0, ।8, वशाप्राणिन। #88, 7.00 
7९080, ॥९९८ए ॥20॥-]0003., फ़ा।ल्त था २४फफाश्रशाश ?007॥79 7255, 


छ॥क77099, 


एल्ला।-0032 ॥# एकास्‍ाणा 4988 एलटह : 7२5 50/- 


ऊ 
52 


् 
हज 


नि कल 
पल 


क् 
हम 


ट रद 

५. “शो ५ 

४ (43.5 ि 

“हु! हक पड २५ 
04200. ५६ 
पा 


१ 
तक 


ऊँ 
४ ग पा 


(0 


ह* & »7५70 46 
नि 
5 जज हो 5०४ 


अप धकरम ८ कफ ++ 


बी 

पर ( 48 562, ४0 
8 इक व 227 
228 ] 7 ४ श्र 


४ पे (22% 
8 00002 

2९० ८288 0) रा] 

208 ७३ 5 १ 


्ः 





प्रस्तवन 


'मूकसाटी' महाकाव्य का सुजन आधुनिक भारतीय साहित्य की एक 
उल्लेखतीय उपलब्धि है। सबसे पहुली बात तो यह है कि माटी जैसी अकिचन, 
पद-दलित और तुर्छ वस्तु को महाकाब्य का विषय बनाने की कल्पना ही निताम्त 
अनोखी है | दूसरी बात यह है कि माटी की तुज्छता मे चरम भव्यता के दर्शेन 
करके उसकी विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति की मगल-यात्रा के रूपक में ढालना 
कविता को अध्यात्म के साथ अ-भेद की स्थिति में पहुँचाना है। इसीलिए 
आचायंश्री विद्यासागर की कृति 'मूकमाटी' मात्र कबि-कर्म नहीं है, यह एक 
दाक्षनिक सन्त की आत्मा का संगीत है - सन्‍त जो साधना के जीवन्त प्रतिरूप हैं 
और साधना जो आत्म-विशुद्धि की मजिलो पर सावधानी से पग धरती हुई, 
लोकमगल को साधती है । यह सन्त तपस्या से अजित जीवन-दर्शत को अनुभूति 
में रचा-पचा कर सबके हृदय में गुजरित कर देना चाहते हैं। निर्मेल-बाणी 
और सार्थक सप्रेषण का जो योग इनके प्रवचनो मे प्रस्फुटित होता है--उसमे 
मुक्त छन्द का प्रवाह और काब्यानुभूति की अतरग लय समन्वित करके आचार्य- 
श्री ने इसे काव्य का रूप दिया है । 

प्रारम्भ मे हो यह प्रण्द उठाना अप्लासगिक न होगा कि 'मुकमाटी' को महा- 
काव्य कहे या खण्ड-काथ्य या मात्र काब्य। महाकाव्य की परम्परागत परिभाषा 
के चौखटे में जड़ना सम्भव नही है, किन्तु यदि विचार करें कि चार खण्डों मे 
विभाजित यह काव्य लगभग 500 पृष्ठो मे समाहित है, तो परिमाण की दुष्टि 
से यह महाकाब्य की सोमाओ को छूता है। पहला पृष्ठ खोलते ही महाकाव्य 
के अनुरूप प्राकृतिक परिदृश्य मुखर हो जाता है: | 

सोमातीत छुस्प सें नीलिमा बिकाई 
ओर इधर नीले नोरबता छाई । 


ग ३ हि >८ 
भानु को मिम्रा दूट तो गई है परस्तु अभी बह 
लेटा है माँ को मृदु गोद में 
प्रात्षो के अधरों पर सन्‍द मभुरिस श्स्कात है" 


इसी संदर्भ में कुमुदिनी, कमलिनी, चाँद, तारे, सुगरध पबन, सरिता-सट 
०्०+ आर 


सरिता-सद्ट की भाटी 
अपना हृदय लोलतो है माँ धरती के सम्मुख 
यह सारा प्राकृतिक परिदृश्य इस बिन्दु पर आकर एक मूलभूत दाशंनिक 
प्रश्न पर केन्द्रित हों जाता है: 


इस पर्याय को इसि कब होगो 

बता दो सा इसे ।*** 

कुछ उपाय करो, माँ । खुद भपाय हरो मां ! 
ओर सुनो, बिलस्थ सत करो । 

पद दो, पश्च दो, पा्थेय भी दो, साँ । 


माटी की वेदना-व्यया इससे पहले की बीस-तीस पक्तियों में इतनी तीव्रता 
ओर मामिकता से व्यक्त हुई है, कि करुणा साकार हो जाती है। माँ-बेटी का 
वार्तालाप क्षण-क्षण मे सरिता की घारा के समान अचानक नया मोड़ लेता 
जाता है और दाशेलिक चिन्तन मुखर हो जाता है । प्रत्येक तथ्य तत्त्व-द्शन की 
उुद्भावना मे अपनी साथंकता पाता है। 'मूकमाटी' की सबसे बड़ी विशेषता 
गही है कि इस पद्धति से जीवन-दर्शन परिभाषित होता जाता है। दूसरी 
बात यह कि यह दर्शन आरोपित नहीं लगता, अपने प्रसंग और परिवेश मे 
से उद्याटित होता है । 

महाकाब्य की अपेक्षाओं के अनुरूप, प्राकृतिक परिवेश के अतिरिक्त, मूक- 
माटी में सृजन के अन्य पक्ष भी समाहित हैं । इस सन्दर्भ मे सोचे तो प्रश्न होगा 
कि मूकमाटी का नायक कोत है, नायिका कोन है ? बहुत ही रोचक प्रश्न है, 
क्योंकि इसका उत्तर केवल अनेकान्त दृष्टि से ही सम्भव है। माटी तो नायिका 
है ही, कुम्भकार को लायक मान सकते हैं**“किन्तु यह दृष्टि लौकिक अर्थ मे 
चटित नहीं होती । यहाँ रोमास यदि है तो आध्यात्मिक प्रकार का है । कितनी 
प्रतीक्षा रही है माटी को कुम्भकार की, युगो-युगो से, कि वहू उद्धार करके अभ्यक्त 
सत्ता मे से घट की मगल-मूर्ति उद्घाटित करेगा । मंगल-घट की सार्थकता गुरु 
के पाद-प्रक्षालन में है जो काव्य के पात्र, भक्त सेठ, की श्रद्धा के आधार हैं । 


झरणम चरण हैं भापके तारणभ-तरण जहाज । 
भज-दृश्धि तट तक ले अलो कदणा कर गुररा् | 
काण्य के नायक तो यही गुरु हैं किन्तु स्थय मुझ के लिए अन्तिम नायक हैं 
अहँन्‍्त देव : 


जो मोह से मुक्त हो भोते हैं 

राग-रोध ले रीते हैं 

जगनम-मरण-मश-जोज॑ता जिन्हें छ नहों सकते अब 
सप्त भय से मुक्त, अमम-सिधान ये 

निद्रा-तसता मिन्‍हें घेरती नहों 

शोक से शून्य, सदा अशोक हैं। 

जिनके पास संग है न संघ, 

जो एकाको हैं 

सदा-सर्वया निश्चिन्स हैं 

अष्टाददा दोषों से हूर । 


काव्य की दृष्टि से मृकमाटी मे शब्दालंकार और अर्थालंकारों की छटा नये 
सन्दर्भों मे मोहक है। कवि के लिए अतिशय आकर्षण है शब्द का, जिसका 
प्रचलित अं में उपयोग करके वहु उसकी सगठना को व्याकरण की सान पर 
चढ़ाकर नयी नयी-धार देते हैं, नयी-तयी परतें उधाड़ते हैं! शब्द की व्युत्पत्ति 
उसके अन्तरग अथे की झ्षाँक्री तो देती ही है, हमे उसके माध्यम से अर्थ के अनूठे 
और अछूते आयामो का दर्शन होता है। काव्य मे से ऐसे कम-से-कम पचास 
उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं यदि हम कवि की अर्थास्वेषिणी दृष्टि ही नहीं 
उसके इस चमत्कार का भी ध्यान करें, जहाँ शब्द की ध्वनि अनेक साम्यों की 
प्रतिध्वनि में अर्थान्तरित होती है। उदाहरण के लिए : 


युग के आदि से इसका नामकरण हुआ है कुम्मकार । 
'कु' यानी धरती 

ओर 'भ यानी भाग्य । 

यहाँ पर जो भाग्यवन 

भाग्य-विधाता हो 

कुम्भकार कहलाता है । 


भावना भाता हुआ गधा भगवान से प्रार्थना करता है कि : 


मेरा नाम सार्थक हो प्रभो ! 

यानी 

'मद' का अथ है रोप 

हु।' का अब है हारक-- 

मैं सबके रोगों का हस्ता बनूं, बस । 
रे ५ शर 


ी..] 
सात 


राही बनता हो तो होरा बनना हैं 
स्वयं राहीं दाब्द हीं विलोम रूप से कह रहा है-- 
रा'ही ही'''रा 


० 
तन और सन को तप को आग में सपा-तपाकर 
जला-जलाकर राख करना होगा । 
तभी कहीं बेतत आत्मा खरा उतरेगा। 
खरा कब्द हो विलोम रूप से कह रहा, 
राख बने बिना खरा वह्षंन कहाँ ? 
राज जरा 

इसी प्रकार की शब्द-साधना से आन्तरिक अर्थ प्रकट हुए हैं--नारी, सुता, 
दुहिता, कुमारी, स्त्री, अबला आदि के। 

यहाँ इंगित किया जा सकता है कि आचायं-कवि ने महिलाओ के प्रति 
आदर और आस्था के भाव प्रकट किये हैं। उनके शान्त, सयत रूप की शाली- 
नता को सराहा है। 

'मूक माटी' में कबिता का अन्तरग स्वरूप प्रतिबिबित है भौर साहित्य के 
आधारभूत सिद्धान्तो का दिग्दशंत है। उद्धरण देने लगें तो कोई अन्त नही, 
क्योंकि वास्तव में काव्य का अधिकांश उद्धरणीय है जो कृति का अद्भुत गुण 
है । कवि की उक्ति है: 


शिल्पी के छिल्पक -साँखे में 
साहित्म शब्व ढलता-सा | 
“हिल से जो युक्त-सममम्वित होता हे 
बह सहित माना है 

और 

सहित का भाव हो 

साहित्य बाना है । 

अर्थ यह हुआ कि 

जिसके अवलोकन से 

सुक्ष का समुद्भव-सम्पादन हो 
सही साहित्य वही है, 

अन्यधा 

सुरभि से विरहित पुष्प-सभ 
सुख का राहित्य है वह 
सार-शुस्प शब्ब-झुण्ड' ' '। 


'मूक्त माटी” को सन्त-कवि ने चार खब्हों में विभक्त किया है : 
सप्ड : 4 पसकर नहीं, बर्ष-साभ 

लण्ड : 2 शब्द सो बोघ नहीं, बोध सो शोध नहों 
सण्ड . 3“ पुण्य का पालन : पाप-प्रक्षालन 

खच्ड : 4 अग्नि को परीक्षा, चाँदी-सतो राख 


पहला खण्ड माटी की उस प्राथमिक दशा के परिशोधन की श्रक्रिया को 
व्यक्त करता है जहाँ वह पिंड रूप मे ककर-कणो से मिली-जुली अवस्था मे है । 
कुम्भकार की कल्पना में माटी का मंगल-घट अवतरित हुआ है। कुम्भकार 
माटी को मगल-घट का जो सार्थक रूप देना चाहता है उसके लिए पहले यह 
आवश्यक है कि माटी को खोदकर, उसे कूट-छानकर, उसमे से कंकरो को हटा 
दिया जाये | माटी जो अभी वर्ण-सकर है, क्योंकि उसकी प्रकृति के बिपरीत 
बेमेल तत्व ककर उसमे आ मिले हैं वह अपना मौलिक वर्णलाभ तपी प्राप्त 
करेगी जब वह मुदु माटी के रूप मे अपनी शुद्ध दशा प्राप्त करे : 


इस प्रसग मे 

बर्ण का आधाय न रग से है, न ही अग से 

वरन भास-चरण, हग से है । 

यानो, 

जिसे अपनाया है 

उलसे जिसने अपनाया है 

उसके अनुरुष 

अपने गुल-धर्म -- 

रूप स्व॒रूप को 

परिवर्तित फरना होगा 

वरना 

वर्भ-संकर दोष को 

बरना होगा। 

केबल बर्ण-रग की अपेक्षा 

गाय का क्षोर भो धवल है, आक का क्षोर भो धवल है 
दोनों ऊपर से बिसल हैं, 

परस्चु 

परस्पर उरहें मिलाते हो बिकार उत्पन्न होता है, 
क्षीर फट जाता है, पोर बन जाता है बह । 

गौर का स्लीर बनना ही बर्म-लास है, बरवान हे 


और 
क्षोर का फट जाना हो वर्ण-सकर है, अभिञ्ञाप है । 


खण्ड दो--शब्द सो बोध नही, बोध सो शोध नही 


लो, अब शिल्पी कुकूस-सम मृद्ु माटी मे 

सात्रानुकूल सिलाता है छता निर्मेल जल । 

नूतन प्राण कूंक रहा है माटी के जोषन में, 

कदणामय कण-कण सें'*' 

माटी के प्राणों में जा, पातो ने वहाँ नव-प्रा् पाया है 
ज्ञानो के पर्यों में जा अशानो ने जहाँ नव-ज्ञान पाया है । 


माटी को खोदने की प्रक्रिया मे कुम्भकार की कुदाली एक काँटे के माथे 
पर जा लगती है, उसका सिर फट जाता है, वह बदला लेने की सोचता है कि 
कुम्भकार को अपनी असावधानी पर ग्लानि होती है । उसके उद्गार हैं . 
खसंमामि, खमंतु से '' 
क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूं सबसे 
सब से सदा-सहज बस मतन्नी रहे मेरी'* 
यहाँ कोई भी तो नहीं है ससार भर में मेरा बरी । 
इस भावना का प्रश्नाव प्रतिलक्षित हुआ-- 
क्रोध भाव का शमन हो रहः है-- 
प्रतिशोध भाव का वभन हो रहा है *' 
पुण्य-निधि का प्रतिनिधि बता 
बोध-भाव का आगमन हो रहा है 
ग ग ट 
खोध के सिचन बिता, शब्दों के पौथे ये कभी लहलहते नहीं, 
शब्दों के पौधों पर सुगन्ध मकरन्व-भरे 
बोध के फूल कभी महकते नहीं । 
बोध का फूल जब ढलता-बदलता जिसमें, 
वहू पक्ष फल हो तो शोध कहलाता है | 
बोष से आकलता पलतो है 
शोध में निराकूलता फलती है, 
फूल से नहीं, फल से तृप्ति का अनुभव होता है । 
इस दूसरे खण्ड मे सन्‍्त-कवि ने साहित्य-बोध को अनेक आयामों मे अंकित 
किया है। यहाँ नव रसों को परिभाधित किया है। संगीत की अन्तरंग प्रकृति 


जरा 


का प्रतिपादन है । श्यू गार रस की नितान्त मौलिक व्याख्या है। ऋतुओ के 
वर्णन में कविता का चमत्कार मोहक है । तत्त्व-दर्शन तो, जँसा मैं कह चुका हैं, 
अनायास ही पद-पद पर उभर आता है। 

'उत्पाद-व्यय-ध्रौध्य युक्तं सत्‌ सूत्र का व्यायहारिक भाषा मे चमत्कारी 
अनुषाद किया है: 


आना जाना लगा हुआ है 

आना यामी जनन--उत्पाद है, 
जाया यानी मरण-- व्यय है 

लगा हुआ यानी स्थिर-- प्रौध्य है 
और 

है यानी चिश सत्‌ 

यहो सत्य है, यही तथ्य । 


भाव यह है कि उच्चारण मात्र 'शब्द' है, शब्द का सम्पूर्ण अर्थ समझना 
'बोघ' है, और इस बोध को अनुभूति मे, आचरण मे, उतारना 'शोध' है । 


तीसरा खण्ड--पुण्य का पालन . पाप प्रक्षालन 


मन, वचन, काय की निर्मलता से, शुभ कार्यों के सम्पादन से, लोक-कल्याण 
की कामना से, पुण्य उपाजित होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ से पाप 
फलित होता है । 


यह बात निरालो हे कि 

मोलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है 
कारण कि म॒क्‍ता का 

उपाबान जल है 

यानो जल ही सुक्‍ता का रूप धारण करता है 
तथापि 

विचार करें तो विद्िित होता है कि 

इस कार्य में घरती का हु प्रम्त हाथ है। 
जल को मुक्ता के रुप में ढालने से 
शुक्तिका-- सीप--कारण है 

और सीप स्थय धरतो का अश है 

स्वयं धरतो में सीप को प्रशिक्षित कर 
खागर में प्रेचित किया है । 


| 


जड़ को जड़टव से मुक्त कर म्क्ताफल बनाता 

पतन के गते से लिकालकर उस्तुग -- उत्थान पर भरना 
घृति-धारिणी धरा का ध्येय है । 

यही वया-घर्भ है 

यही जिया-कम है । 


इस तीसरे खण्ड में कुम्भकार ने माटी की विकास-कथा के माध्यम से 


पुण्य-कर्म के सम्पादन से उपजी श्रेयस्कर उपलब्धि का चित्रण किया है। मेघ से 
मेघ-मुक्ता का अवतार । मुक्ता का वर्षण होता है अपक्य कृम्भों पर, कुम्भकार 
के प्रागण मे । मोतियो की वर्षा का समाचार पहुँचा राजा के पास। मुक्ता की 
राशि को बोरियो मे भरने का सकेत मिला राजा की मण्डली को । “'तीचे 
झुकी मण्डली राशि भरने को ज्यों ही, गगन मे गुरु गम्भीर गर्जना--अनथं, 
अनर्थ, अनर्थ | पाप"'“'पाप पाप ! 


राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मन्त्र-शक्ति द्वारा उसे कीलित किया 


गया है । अन्त में कुम्भकार ने यह सोचकर कि मुक्ता-राशि पर वास्तव मे 
राजा का ही अधिकार है, उसे समर्पित कर दिया। 


धरती की कीति देखकर सागर को क्षोभ/सागर के क्षोभ का प्रतिपक्षी 
बद़वानल/तीन घन बादलों की उमडन--कृष्ण, नील, कापोत लेश्याओं के 
प्रतीक/सागर द्वारा राहु का आह्लान/सूर्यग्रहण/इन्द्र द्वारा मेघो पर बच्च- 
प्रहार, ओलो की वर्षा, प्रलमकर दृश्य । 


ऊपर अण की शक्ति काम कर रहो है 

तो इधर नीचे सनु की शक्ति विद्यमात 

एक भारक, एक तारक 

एक विशान है जितकी आजीविका तकंणा है, 

एक आस्था है जिसे आजीविका की चिन्ता नहीं -- 
जल और ण्वलनहोल अनल में 

अन्तर दोष रहता नहीं ताधक को वृष्टि में । 
सिरम्तर साधना की यात्रा भेव से अभेद की ओर 
बेद से अवेद की ओर बढ़ती है, बढ़नों हो चाहिए 


चतुर्थ खण्ड--अग्नि को परीक्षा * चाँदी-सी राख 


कुम्भकार ने भट को रूपाकार दे दिया है, अब उसे अबा में तपाने की तयारी 


है। पूरी प्रक्रिया काव्य-बद्ध है। अनेक प्रकार की प्रक्रियाओ के बीच बबूल को 


ग््या 
लकड़ी अपनी व्यथा कहती है। अवे में लकड़ियाँ जलती हैं, बुझती हैं, बराबर 
कुम्भकार उन्हें प्रज्जलित करता है । अपन्य कुम्भ कहता है अभ्नि से : 


मेरे दोषों को जलाना ही, मुझे जिलाना है। 

स्‍्व-पर दोषों को जलाना परम धर्म माना है सम्तों ने''' 
दोष अजोध हैं, नेमिशिक हैं 

बाहर से आगत हैं कममचित । 

गुण जोब-गत है, गुण का स्वागत है ।'** 

तुम्हे परमार मिलेगा इस काय॑ से, 

इस जीवन में अर्थ मिलेगा तुमसे, 

मुश्षसें जल धारण करने को शक्ष्ति है 

जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, 

उसकी प्री अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवाये है । 


चतुर्थ खण्ड का फलक इतना विस्तृत है और कथा-अमग इतने अधिक हैं 
कि उनका सार-सक्षेप देना भी कठिन है। अवा में कुम्भ कई दिन तक तपा है । 
अछे के पास आता है कुम्भकार : 


कुम्भ को कुशलता, सो अपनो कुशलता-- 

यूं कहता हुआ कुम्भकार सोललास स्वागत करता है कुम्भ का 
ओर, रेतिल राक्ष की राशि को, जो आवा की छाती पर थीं, 
हाथों में फाबड़ा ले हटाता है । 

ज्यों-ज्यों राज हटती जाती है 

त्यों-त्यों कुम्भकार का कृतूहल 

बढ़ता जाता है 

कि कब दिखे वह कुशल कुम्भ । 


और, पके-तपे कुम्भ को निकालता है बाहर, सोल्लास | इसी कुम्भ को 
कुम्भकार ने दिया है श्रद्धालु नगर-सेठ के सेवक के हाथो कि इसमे भरे जल 
से आहारदान के लिए पधारे गुरु का पाद-श्रक्षालन हो, तथा तृप्त हो । ले जाने 
से पहले सात बार बजाता है सेवक और सात स्थर उसमे से ध्ननित होते हैं, 
जिनका अर्थ कव्रि के मन में इस प्रकार प्रतिध्वनित होता है : 


सारे यम" बानी (सारे गस) 
लगी प्रकार के दुख 
प''धा'' माली पद-स्वभाव 


जाए 
और, नि धानी तहीं--- 
दुख भात्मा का स्वभाव धर्म जहों हो सकता 
मोह कमे से प्रभावित आत्मा का 
विभाव परिणमन मात्र है वह । 


इसी प्रसंग मे मृदग के स्वर भी गुजरित होते हैं : 


धा "घिन ' घिन ' धा। 

धा' घिनग ' धिन : धा 

वे तब भिन्‍ना, चेतन भिन्‍ना 
ता***तिन *तिन ता। 
ता'''घतिन तिन''' ला 

का तन चिन्ता, का तन चिन्ता ? 


इस खण्ड में साधु की आहार-दान की प्रक्रिया सविवरण उजागर हुई है । 
भक्तों की भावना, आहार देने या न दे सकते का हष॑-विषाद, साधु की दृष्टि, 
धर्मोपदेश का सार और आहार-दान के उपरान्त सेठ का अनमने भाव से घर 
लौटना, संभवत” इसलिए कि सेठ को जीवन का गन्तव्य दिखाई दे गया है, 
किन्तु वह अभी बन्धन मुक्त नही हो सकता । 


सन्‍त समागम की 

यही तो साथकता है कि 

संसार का अन्त दिखने लगता है । 
समागस करने वाला भले हो 
तुरन्त सन्‍्त सयत बने या न बने, 
इसमें कोई मियम नहों है 

किम्तु बहु सतोधी अवश्य बनता है 
सही विशा का प्रासाव हो 

सही वज्ञा का प्रसाव है। 


प्रसगों का, बात में से बात की उद्भावना का, तत्त्व-चिन्तन के ऊँचे छोरो 
को देखने-सुनने का, और लौकिक तथा पारलौकिक जिज्ञासाओं एवं अन्वेषणों 
का एक विचित्र छवि-धर है यह चतुर्थ खण्ड । यहाँ पूजा-उपासना के उपकरण 
सजीव वार्तालाप मे निमरन हो जाते हैं। मानवीय भावनाएँ, गुण और अवगुण, 
इनके माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। यह अद्भुत नाटकीयता, अतिशयता 
और प्रसंगो के पूर्वापर सम्बन्धी का बिखराव समीक्षक के लिए असुविधाजनक 
हो सकते हैं, किन्तु काव्य को प्रासंगिक बनाने को दृष्टि से इनकी परिकल्पना 


ग््र 


साहसिक, सार्थक और आधुनिक परिदृश्य के अनुकूल है । यह खण्ड अपने क्षाप 
में एक खण्ड-काथ्य है। यह पूरा-का-पूरा उद्धत करने योग्य है। कठिनाई यह 
है कि थोड़े से उदरण देना कृति के प्रति न्‍्याय नहीं । जो छूटा है वह अपेक्षाकृत 
विशाल है, महत्त्वपूर्ण है। अस्तु । देखे कथा प्रसंग को : 


स्वर्णकलश उद्विग्न और उत्तप्त है कि कथानायक ने उसकी उपेक्षा करके 
मिट्टी के घड़े को आदर क्यों दिया है। इस अपमान का बदला लेने के लिए 
स्वर्णकणलश एक आतंकवादी दल आहत करता है जो सक्रिय होकर परिवार मे 
त्राहि-त्राहि मचा देता है। उसके क्या कारनामे है, किन विपत्तियों में से सेठ 
अपने परिवार की रक्षा स्वयं और सहयोगी प्राकृतिक शक्तियों तथा मनुध्येतर 
प्राणियो--गजदल और नाग-नागनियो--की सहायता से कर पाता है, मेझधार 
में डबती नाव से किस प्रकार सबकी प्राण रक्षा होती है, किस प्रकार सेठ का 
क्षमाभाव आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन करता है, इस सबका विवरण 
उपन्यास से कम रोचक नहीं । कविता का रसास्वाद तो भरपुर है ही। हम 
मानें तो मान सकते हैं कि 'स्वर्णकलश” और आतकवाद आज के जीवन के ताजे 
सन्दर्भ हैं। समाधान आज के प्रसगो के अनुरूप आधुनिक समाज-यश्यवस्था के 
विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया गया है| सीघे-सपाट ढंग से नही, काव्य की लक्षणा 
और व्यजना पद्धति से । 

विचित्र बात यह है कि सामाजिक दायित्व-बोध हमे प्राप्त होता है एक 
मच्छर के माध्यम से : 


खब है कि लोभी पापी मानव 
पाणिप्रहण को भी 

प्राण-प्रहूण का रुप देते हैं ।*** 
प्राय अनुचिल रूप से 

सेषकों से सेवा लेते, और 

बेतन का बितरण भी अनुचित ही । 
ये अपने को बताते सन्‌ की सन्तान-- 
सहासना सासय ! 

देगे का नास सुनते हो 

इनके उदार हाथों में 

पक्षाधात के लक्षण दिखने लगते हैं 
फिर भी, एक्राध बंद के रूप से 

जो कुछ दिया जाता, या देता पड़ता 


बह दुर्भावता के साथ हो । 


ज्णां 


जिसे पासे वाले पच्चा न वाते सहो 
अश्पथा 

हमारा रधिर लाल होरूर भी 
इतना वर्गन्ध क्यों ? 


और सेठ से मच्छर कहत्ता है * 


सूला प्रलोभन मत दिया करो, 

स्वाधित जोवन जिया करो, 

कपटता की पदता को 

जलांजलि दो | 

गुदता को जनिका लघुता को 

श्रद्धांजलि दो । 

शालोनता की विशालता में 

आकाश समा जाय, 

जीवस उवारता का उदाहरण बने; 

अकारण हो-- 

पर के दुख का सदा हरण हो | 

और अन्त में पराषाण-फलक पर आसीन नीराग साधु की वन्दना के उपरान्त 

स्वयं आतकवाद कहता है 


है स्वामिन, समग्र ससार हो दु.छ से ब्र है 

यहाँ सुअ्ञ है, पर वेषयिक,, ओर वह भी क्षणिक ! 
यह तो अनुभत हुआ हमें, 

परन्तु अक्षय सूख पर विश्वास नहीं हो रहा है । 
हाँ, हाँ, यदि अविनद्यर सुक्ष पासे के बाद 

आप स्वय उत्त सल को हमें दिला सकते या 

उस विवय में अपना अनुभव बता सकते तो 

हम भी भाइवस्त हो आप जेसी साधना को 
जीवन में अपना सकें । 

तुम्हारी भावना परी हो,” ऐसे धचन दो हमें, 
बड़ी कपा होगी हम पर । 


गुरु तो प्रवचन ही दे सकते हैं, 'बचन' नहीं । आत्मा का उद्धार तो अपने 
ही पुरुषा्थ से हो सकता है और अबविनश्वर सुथ्थ बचनों से बताया नहीं जा 
सकता । वह तो साधना से प्राप्त आत्मोपसब्ध्रि है। साधु की देशना है : 


णर्शां 


बन्यन रूप तन, सन और बच्चन का 

आसूल सिट जाता ही सोक्ष है । 

इसी को शुद्ध दशा में अधिनदजर सुल्ल होता है 
जिसे 

प्राप्त होने के बाद, 

यहाँ संसार में आना कैसे सभव है, 

तुम्हीं बताओ । 


विद्यास की अनुभूति सिलेगी 

अवधय मिलेगी, मगर 

सा्म में नहीं, मंशिल पर । 

और महामोन में डूबते हुए सम्त'** 
और माहौल को अनिमेष निहारती-सी 
मृकभाटी । 


ये कुछ संकेत हैं मृकमाटी की कथावस्तु के, उसके काव्य की गरिमा, कथ्य 
के आध्यात्मिक आयामों, दर्शन और चिन्तन के प्रेरणादायक स्फुरणो के । 

इम सब के अतिरिक्त और बहुत कुछ प्रासंगिक और आनुषंगिक है इस 
महाकाव्य मे, यथा लोकजीवन के रचे-पचे मुहावरे, बीजाक्षरों के चमत्कार, 
मन्त्रविद्या की आधार-भित्ति, आयुर्वेद के प्रयोग, अंको का चमत्कार, और आधु- 
निक जीवन में विज्ञान से उपजो कतिपय नयी अवधारणायें जो 'स्टार-वार' तक 
पह्टेँचती हैं । 

यह कृति अधिक परिमाण में काव्य है या अध्यात्म, कहना कठिन है । 
लेकिन निश्चय ही यह है आधुनिक जीवन का अभिनव शास्त्र | और, जिस 
प्रकार शास्त्र का श्रद्धापू्वंक स्वाध्याय करना होता है, गुरु से जिज्ञासाओं का 
समाधान प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार इसका अध्ययन और मनन अद्भुत 
सुख और संतोष देगा, ऐसा विश्वास है । 

यह भूमिका नही, आमसुख और प्राक्कथन नही । यह प्रस्तवन है, संस्तुवन 
है---तपस्यी आचार्य सन्‍्त-कवि विद्यासागर जी का, जिनकी प्रशा और काव्य- 
प्रतिभा से यह कल्पवृक्ष उपजा है | 


दिल्ली, -लक्ष्मीचण्र जैन 


पर्युषण-पर्च भारतीय ज्ञानपीठ 
सितम्बर, 988 


'मूक माटी' महाकाव्य के खजेता, यशस्वी सन्त 
आयार्य विधासागर जी 





घ 


एज 
५७ न 


5] हि 
है कहा ई 
कट 


हर 
मत 


हे 
है] 
ञ 


| 
रे हक 
रे 


#3/७ 


८ 


श्र्ष्या 


ड़ 
झ्ढं 


कक 





णमो णाणगुरुणं 


जिस आत्म-द्रष्टा से 

दर्शेत मिला 

जिस मन्त्र-स्रष्टा से 

मन्त्र मिला 

जिसने पद दिया 

पथ दिया 

पाथेय भी दिया 

जिनके कोमल कर-पल्लवों से 
यह जीवन पोषित हुआ 

मोह का प्रताप शोषित हुआ 
उस गारव-रहित 

गुण का आगर गुरुवर 

श्री ज्ञानसागर जी के 

सुखद कर-कमलों मे 
परोक्षरूप से 

मूकमाटी सृजन का 

समपंण करता हुआ 


-- गुस्चथरणा र बिज्य-अचव्चरीक 


मानस-तरंग 


स|मान्यत जो है, उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो है ही नही, 
उसका उत्पाद भी सम्भव नहीं। इस तथ्य का स्वागत, केवल दर्शन ने ही नही, 
नूतन भौतिक-युग ने भी किया है । 

यज्ञपि प्रति बस्तु की स्वभावभूत-सजनशीलता एवं परिणमन-शीसता से 
वस्तु का त्रिकाल-जीवन सिद्ध होता है, तथापि इस अपार-संसार का सुजक- 
ख्ष्टा कोई असाध।रण बलशाली पुरुष है, और वह ईश्वर को छोड़कर और कौन 
हो सकता है ? इस मान्यता का समर्थन प्रायः सब दर्शनकार करते हैं । वे कार्य- 
कारण व्यबस्था से अपरिचित हैं । 

किसी भी “कार्य का कर्सा कौन है और कारण कौन ?' इस विषय का 
जब तर भेद नहों खुलता, तब तक ही यह संसारी जीब मोही, अपने से भिन्‍न- 
भूत अनुकूल पदार्थों के सम्पादन-संरक्षण में और प्रतिकूलताओ के परिहार मे दिन- 
रात तत्पर रहता है । 

हाँ, तो चेतन-सम्बन्धी कार्य हो या अचेतन सम्बन्धी, बिना किसी कारण, 
उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । और यह भी एक अकाट्य नियम है कि कार्य 
कारण के अनुरूप ही हुआ करता है। ज॑ंसे बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं, 
बिपरीत नही । 

वैसे मुख्यरूप से कारण के दो रूप हैं--एक उपादान और एक नि्ित्त-- 
(उपादान को अन्तरग कारण और निमित्त को बाह्य-कारण कह सकते हैं।) 
उपादान-कारण वह है, जो कार्य के रूप ढलता है और उसके ढलने भे सहयोगी 
जो होता है वह है निमित्त। ज॑ंसे माटी का लोदा कुम्भकार के सहयोग से 
कुम्भ के रूप मे बदलता है । 

उपरिल उदाहरण सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसमे केवल उपादान की ही 
नहीं, अपितु निमिस की भी अपनी मौलिकतायें सामने आतो हैं। यहाँ पर 
निमित्त-का रण के रूप में कार्यरत कुम्भकार के सिवा और भी कई निमित्त हैं-- 
आलोक, क्र, चक्र-भ्रमण ६तु समुचित दण्ड, डोर और धरती मे गड़ी निष्कम्प- 
कील आदि-आदि । 

इन निर्मित्त-काशणों मे कुछ उदासीन हैं, कुछ प्रेरक । ऐसी स्थिति मे निमित्त 
कारणों के प्रति अमास्था रखनेवालों से यह लेखनी यही पूछती है कि : 


--कक्‍्या आलोक के अभाव में कुशल कुम्भकार भी कुम्भ का निर्माण कर 
सकता है? 


ज्ज्णा 


यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विज्ञाओं, विक्रियाओं के बल पर, 
विशज्वाधरों और देयों के द्वारा भी मनोहर नगरादिकं की जब रचना की जाती 
है, तब सशरीरी ईप्रवर के द्वारा सुध्टि की रचना में क्‍या बाघा है? क्योंकि 
देवादिको से निमित नगरादिक तात्कालिक होते हैं, न कि जैकालिक । वह भी 
सीमित होते हैं, कि न ही विश्वब्यायक। और यहाँ परोपकार का प्रयोजन नहीं 
अपितु विषय-सुख के प्यासे मन की तुष्टिट है। सद्दी बात तो यह है कि विद्या- 
विक्रियायें भी पूर्व-कुत पुण्योदय के अनुरूप ही फलती हैं, अन्यथा नहीं । 

जैनदर्शन सम्मत सकल परमात्मा भी, जो कर्म-पव॑तों के भेत्ता, विश्व-तत्त्वों 
के ज्ञाता और मोक्ष-मार्ग के नेता के रूप में स्वीकृत हैं, सशरीरी है। वह जैसे 
धर्मोपदेश देकर संसारी जोबों का उपकार करते हैं वेसे ही ईश्वर सृष्टि-रचना 
करके हमको, सबको उपकृत करते हैं, ऐसा कहना भी युक्ति-युक्‍्त नहीं है । 
क्योंकि प्रथम तो जैन-दर्शन ने सकल परमात्मा को भगवान के रूप में औपचारिक 
स्वीकार किया है। यथार्थ में उन्हें स्वातक-मुनि की संज्ञा दी है और ऐसे ही 
बीतराग, यथाजात-मुनि नि स्वार्थ, धर्मोपदेश देते हैं। 

जिन-शासन के धर्मोपदेश को आधार बनाकर अपने मत की पुष्टि के लिए 
ईशवर को विश्व-कर्मा के रूप में स्वीकारना ही ईश्वर को पक्षपात की मूर्ति, 
रागी-हैषी सिद्ध करना है। क्योंकि उनके कार्य कार्य-भूत संसारी जीव, कुछ 
मिधन, कुछ घनी, कुछ निर्गुण-कुछ गुणी, कुछ दीन-हीन-दयनीय-पदाधीन, रुछ 
स्वतन्त्र-स्वाधीन-समृद्ध, कुछ नर कुछ वानर-पशु-पक्षी, कुछ छली-कपटी-धूत्ते 
हुदय शून्य, कुछ सुक्ृती पुण्यात्मा, रूछ सुरूप-घुन्दर कुछ कुरूप-विद्र प आदि-आदि 
क्यों हैं? इन सबको समान क्यो न बनाते वह ईश्वर ? अथवा अपने समान 
भगवान बनाले सबको ? दीनदयाल दया-निधान का व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो 
सकता । इस महान दोष से ईश्वर को बचाने हेतु, यदि कहो, कि अपने-अपने 
किये हुए पुण्यापुण्य के अनुसार ही, ससारी-जीवो को सुख.दुख भोगने के लिए 
स्वर्ग-नरकादिकों मे ईश्वर भेजता है, यह कहना भी अनुचित है क्योकि जब 
इन जीवो की सारी विविधतायें-विषमतायें शुभाशुभ कर्मों की फलश्रुति हैं, फिर 
ईश्वर से कया प्रयोजन रहा ? पुलिस के कारण नहीं; चोर चोरी के कारण 
जैल में प्रवेश पाता है, देवों के कारण नहीं, शील के कारण सीता का यश 
फैला है । 

इस सन्दर्भ मे एक बात और कहनती है कि “कुछ दर्शन, जैन-दशेन को नास्तिक 
मानते हैं भौर प्रचार करते हैं कि जो ईएवर को नहो मानते हैं, वे नास्तिक 
होते हैं ।” यह मान्यता उनकी दर्शन-विधयक अल्पश्षता को हो सूचित करती है । 
ज्ञात रहे, कि, श्रमण-संस्कृति के संपोषक जैन-दक्षेत्र ने बड़ो आस्था के साथ 
ईश्वर को परम श्रद्धेय-पूज्य के रुप में स्वीकारा है, सुष्टि-कर्ता के रूप में नहीं । 


जा 
--क्या चक्र के बिना माटी का लोदा कुस्श के रूप में हल सकता है ? 
--क्या बिना दण्ड के चक्र का भ्रमण सम्भव है ? 
“कया कील का आधार लिये बिना चक्र का भ्रमण सम्भव है ? 
--क्या सबके आधा रभूत घरती के अभाव में वह सब कुछ घट सकता है ? 
--कक्‍्या कील और आलोक के समान क्ुम्भकार भी उदासीन है ? 
--ज्या कुम्भकार के करो में कुम्भाकार आये बिना स्पर्श-सात्र से माठी का 
लोदा कुम्भ का रूप धारण कर सकता है ? 
--कुम्भकार का उपयोग, कुम्भाकार हुए बिना, कुम्भकार के करो मे कुम्भाकार 
आ सकता है ? 
-जज्या बिना इष्छा भी कुम्भाकार अपने उपयोग को कुम्भाकार दे सकता है ? 
--क्या कुम्भ बनाने की इच्छा निरदेश्य होती है ? 
इन सब प्रश्नो का समाधान “नहीं! इस शब्द के सित्रा ओर कौन देता है ? 
निमित्त की इस अनिवायंता को देखकर ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानता 
भी वस्तु-तत्त्य की स्वतन्त्र योग्यता को नकारना है और ईश्वर-पद की पृज्यता 
पर प्रश्न-बिह्न लगाना है । 
तत्त्वज्वोजी, तत्त्वभोजी वर्ग मे ही नहीं, ईश्वर के सही उपासको मे भी यह 
शंका जन्म ले सकती है कि सृष्टि-रचना से पूर्व ईश्वर का आयबास कहाँ था ? 
वह शरीरातीत था या सशरीरी ? 
अशरीरी होकर असीम सृष्टि की रचना करना तो दूर, सांसारिक छोटी- 
छोटी क्रिया भी नहीं की जा सकती । हाँ | ईश्वर मुक्तावस्था को छोडकर पुनः 
शरीर को धारण कर जागतिक-कार्य कर लेता है, ऐसा कहना भी उन्नित नही, 
क्योकि शरीर को प्राप्ति कर्मों पर, कर्मों का बन्धन शुभाशुभ विभावभावो पर 
आधारित है और ईश्वर इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है यह सबं-सम्मत है । 
विषय-कबायों को त्यागकर जितेन्द्र, जितकषाय और विजितमना हो 
जिसने पूरी आस्था के साथ आत्म-साधना की है और अपने मे छूपी हुई ईश्वरीय 
शवित का उद्घाटन कर अविनश्वर सुख को प्राप्त किया है, वह ईश्वर अब 
संसार मे अवतरित नही हो सकता है । दुग्ध मे से घृत को निकालने के बाद 
घृत कभी दुरध्त के रूप मे लोट सकता है क्‍या ? 
ईश्वर को सशरीरी मानने रूप दूसरा बिकल्प भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 
शरीर अपने आप मे वह बन्धन है जो सब बन्धनों का मूल है। शरीर है तो 
संसार है, संसार मे दुःख के सिवा और क्या है? अत: ईश्वरत्व किसी भी दुःख- 
रूप बन्धन को स्वीकार-सहन नहीं कर सकता है । बैसे ईश्वरत्व की उपलब्धि 
संसारदशा मे सम्भव नहीं। हाँ, संसारी ईए्बर बन सकता है, साधना के बल पर, 
सांसारिक बन्धनों को तोड़कर ! 


जप 
इसीलिए जैत-वर्शन, नास्तिक दर्शनो को सही दिशाबोध देनेवाला एक आदर्श 
आस्तिक दर्शन है। यथार्थ ग्रे ईश्वर को सुष्टि-कर्ता के रूप में स्वीकारता ही, उसे 
नकारना है, और यही नास्तिकता है, मिथ्या है। यह भाव तेजोबिन्दु उपभिषद 
की निम्न कारिका से भली-भाँति स्पष्ट होता है -- 
“रक्षकों विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्सु कारणम्‌ ।”* 
“संहारे रुद्र इत्येवं सर्व मिथ्येत्ि निश्चिनु ।/** 
ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता, विष्णु को सृष्टि का संरक्षक और महेश को सुष्टि 
का विताशक मानना भिथ्या है, इस मान्यता को छोड़ना ही आस्तिकतता है। अस्तु । 
ऐसे ही कुछ मूल-भूत सिद्धान्तों के उद्घाटन हेतु इस कृति का सूजन हुआ 

है और यह बहू सृजन है जिसका सात्विक सान्निध्य पाकर राग्रातिरेक स भर- 
पूर श्वञगार-रस के जीवन मे भी वैराग्य का उभार आता है, जिसमे लौकिक 
अलंकार अलौकिक अशकारों से अलकृत हुए हैं; अलंकार अब अल॑ का अनुभव 
कर रहा है, जिसमे शब्द को अर्थ मिला है और अथे को परमार्थ: जिसमे नूतन- 
शोध-प्रणाली को आलोचन के मिष, लोचन दिये हैं; जिसने सृजन के पूर्व ही 
हिन्दी जगत्‌ को अपनी आभा से प्रभावित-भावित किया है, प्रत्यूष मे प्राधी की 
गोद में छुपे भानु-सम; जिसके अवलोकन से काव्य-फला-कुशल-कवि तक स्वयं 
को अध्यात्मक-काव्य-सृजन से सुदूर पायेंगे; जिसकी उपास्य-देवता शुद्ध-चेतना है । 
जिसके प्रति प्रसग पंक्ति से पुरुष को प्रेरणा मिलती है-- सुसुप्स चेतन्य-शक्ति को 
जागृत करने की; जिसने वर्ण-जाति-कुल आदि व्यवस्था-विधान को नकारा नही 
है परन्तु जन्म के बाद आचरण के अनुरूप, उनमे उच्च-नीचता रूप परिवर्तन को 
स्वीकारा है। इसीलिए 'संकर-दोष से बचने के साथ-साथ वर्ण-लाभ को मानव 
जीवन का औदाय व साफल्य माना है।”' जिसने शुद्ध-सात्विक भावों से सम्बन्धित 
जीवन को धर्म कहा है, जिसका प्रयोजन सामाजिक , शैक्षणिक, राजनैतिक और 
धार्मिक क्षेत्रों मे प्रविष्ट हुई छुरीतियो को निर्मूल करना और युग को शुभ- 
सस्कारो से सस्कारित कर भोग से [योग की ओर मोड़ देकर वीतराग श्रमण- 
संस्कृति को जीवित रखना है “"और जिसका नामकरण हुआ है मूक-माटी । 

मढ़िया जो (जबलपुर) में 

दितीय वाचना का काल था 

सृजन का अथ हुआ और 

नयनाभिराम-- नयनागिरि में 

पूर्ण पथ हुआ 

सम्वसरथ मत्दिर बना 

जब गजरथ हुआ । “--गुर्चरणारविम्द-चज-धरीक 


* तेजोबिन्दूपनियद्‌ ५/५१ ** वही ५/५२ 


2 रा 
(भ हु गा ९ हि 
200४: 2 यू 
४०, री 


हु कि 
कि ३ ०6) मर 
[8 हे (2 

ह हाय आटा 
४६+ !॥ ना ४१ ५४४ 2508 


पा ० ५५४ पाए 
' प्र 27003, ५. ५ 
५ > कैबदा | ०) ३2 ५ 
४ ७८2, / 2 
हा पिता पल एड # हि पथ 
++ ८७ “गो 4६ न के 
हो एकुरकन टू 2 हा ल्‍ 2 
| ढ हम ९] 
ही ०” 
$ 


५३ ० (25 6 


(रा ॥ $. 


5१३३) ९५३ ७ 
९2७ ५ 4... 
़ 


522 5 
पा ता 2 
९:83 


४९ 


०; 





मृकमाटी 


सीमातीत घूुन्य में 

नीलिमा बिछाई, 

ओऔर'*''इधर “नीचे 

निरी नी रवता छाई, 
निशा का अवसान हो रहा है 
उषा की अब शान हो रहो है 


भानु की निद्रा टूट तो गई है 


परन्तु अभी वह 

लेटा है 

माँ की मार्देव-गोद में, 

मुख पर अंचल ले कर 

करवटों ले रहा है । 
प्राची के अधरों पर 
मन्द मधुरिम मुस्कान है 
सर पर पल्‍ला नहीं है 
और 
लिदूरी घुल उड़ती-सी 
रंगीन-राग की जाभा -- 


भाई है, भाई*! 


२ / सूरुणाटो 


लज्जा के धूंघट में 

ड्बती-सी कुमुदिनी 

प्रभाकर के कर-छुवन से 

बचना घाहती है वह; 

अपनी पराग को -- 

सराग-मुद्रा को-- 

पाँखुरियों की ओट देती है। 
लो [ *न्हुघर* ६ ! 
अध-खुली कमलिनी 
ड्बते चाँद की 
चाँदनी को भी नहीं देखती 
आँखें खोल कर । 
ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना 
सब के वश की बात नही, 
और-“वह भी *** 
स्त्री-पर्याय में -- 
अनहोनी-सी “घटना ! 

अबला बालायें सब 

तरला तारायें अब 

छाया की भाँति 

अपने पतिदेव 

चन्द्रमा के पीछे-पीछे हो 

छपी जा रहीं 

कहीं “सुदूर दिगन्‍्त मे *' 

विवाक र उन्हें 

' “दैख न ले, इस शका से | 

मेन्द-मन्द 

सुगन्ध पवन 

बह रहा है; 

बहना हो जीवन है 


मुकभाही / ३ 


बहुता-ब हता 
कह रहा है : 
ली! 
यह सन्धि-काल है ना ! 
महुक उठी सुगम्धि है 
ओर-छोर तक, चारों ओर । 
मेरे लिए 
इससे बढ़ कर श्र यसी 
कौन-सी हो सकती है 
सन्धि वह ! 


न निशाकर है, न निशा 
न दिवाकर है, न दिवा 
अभी दिशाये भी अन्धी हैं; 
पर की नासा तक 
इस गोपनीय बार्ता की गन्ध 
“जा नहीं सकती ! 
ऐसी स्थिति में 
उनके मन में 
केसे जाग सकती है 
““दुरभि-सन्धि वह ! 
और “'डइधर' सामने 
सरिता*'' 
जो सरपट सरक रही है 
अपार सागर की ओर 
सुन नहीं सकती, इस वार्ता को 
कारण ! 
पथ पर चलता है 
सत्पथ-परथथिक वह 
मुड़कर नहीं देखता 
तन से भी, मन से भी । 


४ / भुकनादी 


और, संकोच-शीला 
लाजवती लावण्यबती-- 
सरिता-तटठ की माटी 
अपना हृदय बोलती है 
माँ धरती के सम्मुझ्ष ! 
“स्वयं पतिता हूँ 
गौर पातिता हूँ औरों से, 
““अधम पापियों से 
पद-दलिता हूँ माँ ! 
सुख-मुब्ता हूँ 
दु.ब-युकता हूं 
तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ ! 
इसकी पीड़ा अव्यक्ता है 
व्यक्त किसके सम्मुख करूँ ! 
कऋम-हीना हूँ 
पराक्रम से रीता 
विपरीता है इसकी भाग्य रेखा । 
यातनायें पीडायें ये ! 
कितनी तरह की वेदनायें 
कितनी और'*'आगे 
कब तक पता नहीं 
इनका छोर है या नही ! 
इवास-इवास पर 
तासिका बन्द कर 
आर्त-घुली घूट 


बस 

पोती ही आ रही हूँ 
और 

इस घटना से कहीं 


इस पर्याय की 

इति कब होगी ? 
इस काया की 
च्यूति कब होगी ? 
बता दो, माँ"**इसे ! 


और सुनो, 

बिलम्ब मत करो 

पद दो, पथ दो 

पाथेय भी दो माँ !/' 


मूकबादों / ५ 
दूसरे दुःखित न हों | 
मुख पर भृंघट लाती हूँ 
घुटन छुपाती-छूपाती 


घूंट 
पीती ही जा रही हूँ, 
केवल कहने को 
जीती ही आ रही हूँ । 


इसका जीवन यह 
उन्नत होगा, या नही 
अनगित ग्रुण पाकर 
अवनत होगा, या नहीं 
कुछ उपाय करो माँ ! 
खुद अपाय हरो माँ ! 


फिर, 

कुछ क्षणो के लिए 
मौन छा जाता है-- 
दोनों अनिभेष 

एक दूसरे को ताकती हैं 
धरा को दुष्दि माटी में 
माटी की दृष्टि धरा में 


;॑ छिडनाईं 


बहुत दूर'“'भीतर'** 
जा''जा- समात्ती है 
अब, * 
धीरे-धीरे 
मौन का भग होता है 
माँ की ओर से ! 
जिस की आँखें 
और स रल--- 
और तरल हो आ रही हैं, 
जिनमे 
हृदयबती चेतना का 
दक्षेन हो रहा है, 
जिसके 
सल-छलों से शून्य 
विशाल भाल पर 
गुरु-गम्भी रता का 
उत्कर्षण हो रहा है, 
जिसके 
दोनों गालों पर 
गुलाब की आभा ले 
हुए के संवर्धन से 
दुग-बिन्दुओं का अविरल 
वर्षण हो रहा है, 
विरह-रिक्तता, अभाव-- 
अलग्राव-भाव का भी 
शर्तेः शर्नेः 
अपकर्षण हो रहा है, 
नियोग कहे या प्रयोग 


सहुणय-झुप से अंनायास 


शुकभांही / ७ 


अनन्य जात्मीयता का 
संस्पर्शन हो रहा है। 
और वह 
धृति-धारिणी धरती 
कछ कहने को आकषित होती है, 
सम्मुख माटी का 
माकर्षण जो रहा है ! 
लो! 
भीगे भावों से 
सम्बोधन की शुरुआत : 


“सत्ता शाइवत होती है, बेटा ! 

प्रति-सत्ता में होती हैं 

अनगिन सम्भावनायें 

उत्थान-पतन की, 

खसखस के दानें-सा 

बहुत छोटा होता है 

बड का बीज यह ! 
समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो 
समयोचित खाद, हवा, जल 
उसे मिले 
अंक्रित हो, कुछ ही दिलों में 
विशाल काय धारण कर 
वट के रूप में अबतार लेता है, 
यही इसकी महुत्ता है । 

सत्ता शाधवत होती है 

सत्ता भास्वत होती है बेटा ! 
रहस्य में पड़ी इस गन्ध का 
अनुपांन' करना होगा 


८ / जुंकभाटी 


आस्था की नासा से सर्वेप्रथम 


समझी बात]! 

और यह भी देख ! 

कितना खुला विषय है कि 

उजली-उजली जल की धारा 

बादलों से झरती है 

धरा-घूल में आ घूमिल हो 

दल-दल में बदल जाती है। 
वही धारा बदि 
नीम की जडों में जा मिलती 
कटुता में ढलती है; 

सागर में जा गिरती 

लवणाकर कहलाती है 

बही धारा, बेटा ! 
विषधर मुख में जा 
विष-हाला मे ढलती है, 

सागरीय शुक्तिका में गिरती, 

यदि स्वाति का काल हो, 

मुक्तिका बन कर 

सझिलमिलाती बेटा, 

वही जलीय सत्ता''*! 
जैसी संगति मिलती है 
वैसी मति होती है 
मति जैसी, अग्निम गति 
मिलती जाती'*'मिल्लती जाती*** 
और यही हुआ है 
युगों-य्रुगों से 


मुकभाड़ी /., 8 


इसलिए, जीवन का, 

आस्था से वास्ता होने पर 

रास्ता स्वयं शास्ता होकर 

सम्बोधित करता साधक को 

साथी बन साथ देता है। 

आस्था के तारों पर ही 

साधना की अंगुलियाँ 

चलती हैं साधक की, 

सार्थक जीवन में तब 

स्वरातीत सरगम झरतो है ! 

समझी बात, बेटा ? 
और 
तूने जो 
अपने आपको 
पतित जाना है 
लघु-तम माना है 
यह अपूर्व घटना 
इसलिए है कि 
तूने 
निश्चित-रूप से 
प्रभु को, 
गुरु-तम को 
पहचाना है ! 
तेरी दूर-दृष्टि में 
पावन-पूत का बिस्‍्ब 
बिम्बित हुआ अवश्य ! 


असत्य की सही पहचान ही 
सत्य का भवधान है, बेटा ! 


!१०/ मंकं्राटो 


फ्तन पाताल का अनुभव ही 
उत्थान-ऊँचाई की 
आरती उतारना है ! 
किन्तु बेटा ! 
इतना ही पर्याप्त नहीं है । 
आस्था के विषय को 
आत्मसात्‌ करना हो 
उसे अनुभूत करना हो 
तो 
साधना के संँंचे में 
स्वयं को ढालना होगा सह ! 


पर्वत की तलहूटी से भी 
हम देखते हैं कि 
उत्तंग शिखर का 
दर्शन होता है, 
परन्तु 
चरणों का प्रयोग किये बिना 
शिखर का स्पर्तन 
सम्भव नहीं है ! 

हाँ! हाँ !! 

यह बात सही है कि, 

आस्था के बिना रास्ता नहीं 

मूल के बिना चूल नहीं, 

परन्तु 

मूल में कभी 

फूल छिले है ? 

फलों का दल वह 

दोलायित होता है 

चूल पर ही आश्िर ! 


सकमीड़ी / १! 


हां ! हाँ |! ***इसे 

खेल नहीं समझना 

यह सुदीर्ष-कालान 

परिश्रम का फल है, बेटा ! 
भले ही वह 
आस्था हो स्थायी 
हो दुढ़ा, दृढ़तरा भी 
तथापि 
प्राथमिक दशा में 
साधना के क्षेत्र मे 
स्खलन की सम्भावना 
पूरी बनी रहती है, बेटा ! 
स्वस्थ-प्रौढ़ पुरुष भी क्‍यों न हो 
काई-लगे पाषाणं पर 
पद फिसलता ही है ! 

इतना ही नहीं, 

निरन्तर अभ्यास के बाद भी 

स्खलन सम्भव है, 

प्रतिदिन--ब रसों से 

रोटी बनाता-खाता आया हो वह 

तथापि 


पाक-शास्त्री की पहली रोटी 

करडी क्‍यों बनती, बेटा ! 

इसीलिए सुनो ! 

आयास से डरना नहीं 

आलस्य करता नहीं ! 
कभी कभी 
साधना के समय 
ऐसी भी बा्टियाँ 


१२ / मूकभाटी 


इसलिए 
प्रतिकार की पारणा 
छोड़नी होगी, बेटा ! 


अतिचार की धारणा 


तोडनी होगी, बेटा ! 
अन्यथा, 


बालान्तर में निश्चित 


ये दोनों 


आ सकती है कि 

थोड़ो-सी प्रतिकलता में 
जिसकी समता वह 
जाकाश को घूमती थी 

उसे भो 

विषमता की नागिन 

सूंघ सकती है'** 

और, वह राही 

गुम-राह हो सकता है, 
उसके मुख्त से फिर 
गम-आह निकल सकती है । 
ऐसी स्थिति में 

बोधि की चिड़िया वह 

फुर्र क्यो न कर जायेगी ? 
क्रोध की बुढ़िया वह 

गुर क्‍यों न कर जायेगी ? 
साधना-स्खलित जीवन मे 
अनर्थ के सिवा और क्‍या घटेगा ? 


आस्था की आराधना में 
विराधना ही सिद्ध होंगी ! 


एक बात और कहनी है 
कि 


मफधाटी / १३ 
किसी कार्य को सस्पन्त करते समय 
अनुकूलता की प्रतीक्षा करना 
सही पुरुषार्थ नहीं है, 
कारण कि 
वह सब कुछ अभी 
राग की भूमिका में ही घट रहा है, 
और इससे 
गसि में शिथिलता आती है। 
इसी भाँति 
प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी 
प्रका रान्तर से 
द्वेष को आहूत करना है, 
और इससे 
मति में कलिलता आती है | 

कभी-कभी 

गति या प्रगति के अभाव में 

आशा के पद ठण्ड पड़ते हैं, 

धृति, साहस, उत्साह भी 

आह भरते हैं, 

मन खिन्‍न होता है 

किन्तु 

यह सब आस्थावान्‌ पुरुष को 

अभिशाप नहीं है, 

वरन्‌ 

बरदान ही सिद्ध होते हैं 

जो यमी, दमी 

हरदम उद्यमी है । 
और, सुनो ! 
मीठे दही से ही नहीं, 
खट्टे से भी 


१४ / भुकशही 
समुचित मन्थन हो 


नवनोत का लाभ अवश्य होता है । 


इससे यही फलित हुआ 
कि 
संघर्षमय जीवन का 
उपसंहार 
नियमरूप से 
हषे मय होता है, धन्य ! 
इसीलिए तो 
बार-बार स्मृति दिलाती हूं 
कि 
टालने में नही 
सती-सन्‍्तों की 
आजा पालने में ही 
(पूत का लक्षण पालने में 
यह सूक्ति 
चरितार्थ होती है, बेटा !” 
और, 
कछ क्षणो तक 
मौन छा जाता है | 
एा 


अब ! मौन का भग होता है 
माटी की ओर से-- 

भीगे भावों की अभिव्यंजना : 
' इस सम्ब्नोधन से 

यह जीवन बोधित हो, 
अभिभूत हुआ, माँ ! 

कुछ हलका-सा लगा 


मुकभांले / १५ 


कुछ झलका-सा 
अनुभूत हुआ, माँ ! 
बाहरी दृष्टि से 
और 
बाहरी सृष्टि से 
अछुता-सा कुछ 
भीतरी जगत को 
छुता-सा लगा 
अपूर्व अश््‌ तपूर्व 
यह माभिक कथन है, माँ ! 
प्रकृति और पुरुष के 
सम्मिलन से 
विकृति और कलुष के 
संकलन से 
भीतर ही भीतर 
सूुक्ष्म-तम 
तीसरी वस्तु की 
जो रचना होती है, 
दूरदर्शक यन्त्र से 
दृष्ट नही होती वह, 
समीचीन दूर-दृष्टि मे 
उतर कर आती है 
यह कामिक-व्यथन है, माँ ! 
कममों का संघ्लेषण होता, 
आत्मा से फिर उनका 
स्व-बर कारणवश 
विश्लेषण होना, 
ये दोनों कार्य 


आत्मा की ही 


१६ / बुकभाटी 


ममता-समता-परिणति पर 

आधारित हैं । 

सो तुमने सुनाया 

सुन लिया इसने 

यह धामिक-मथन है, माँ ! 
चेतन की इस 
सृजन-शीलता का 
भान किसे है ? 
चेतन की इस 
द्रवण-शीलता का 
ज्ञान किसे है ? 
इसकी चर्चा भी 


कौन करता है रुचिसे ? 
कौन सुनता है मति से ? 
और 

इसकी अर्चा के लिए 

किसके पास समपर है ? 
आस्या से रीता जोवन 

यह चामिक वतन है, माँ 


“वाह | धन्यवाद बेटा ' 
मेरे आशय, मेरे भाव 
भोतर तुम तक उतर गए। 
अब मुझे कोई चिन्ता नही ! 
और 
कल के प्रभात से 
अपनी यात्रा का 
सूत्र-पात करना है तुम्हे ! 
प्रभात में कुम्भकार आयेगा 
पतित से पावन बनने, 


मूकसाह़ोी / १७ 


समपेण-भाव-समेत 
उसके सुखद चरणों में 
प्रणियात करना है तुम्हें, 
अपनी यात्रा का 
सूत्र-पात करना है तुम्हें ! 
उसी के तत्त्वावधान में 
तुम्हारा अग्रिम जीवन 
स्वणिस बनते दसकेगा। 
परिश्रम नहीं करना है तुम्हें 
परिश्रम वह करेगा; 
उसके उपाश्रम में 
उत्तकी सेवा-शिल््प-कला पर 
अविचल-चितवन-- 
दृष्टि-पात करना है तुम्हें, 
अपनी यात्रा का 
सृत्र-पात करना है तुम्हें ! 
अपने-अपने कारणों से 
ससृप्त-शक्तियाँ-- 
लहरो-सी थ्यक्तियाँ, 
दिन-रात, बस 
ज्ञात करना है तुम्हे, 
अपनी यात्रा का 
सृत्र-पात करना है तुम्हे !' 
] 


बिन्तन-चर्चा से 

दिन का समय 

किसी भाँति कट गया 
२ परन्तु ! 


१८ / भकभारी 


र +त्री डक 
लम्बी होती जा रही है । 
घरती को 
निद्रा ने घेर लिया 
और 
माटी को निद्रा 
छुती तक नहीं । 
करवटें बदल रही 
प्रभात की प्रतीक्षा में। 
तथापि, 
माटी को रात्रि भी 
प्रभात-सी लगती है: 
दुख की वेदना में 
जब न्यूनता भञाती है 
दुःख भी सुख-सा लगता है। 
औ,और यह 
भावना का फल है-- 
उपयोग की बात -! 
आखिर, वह घड़ी 
आही गई 
जिस पर 
दृष्टि गड़ो थी 
अनिमेष*“'अपलक् '**! 
और 
माटों ने 
अवसर का स्वागत किया, 
तुरन्त बोल पड़ी कि 
“प्रभात कई देखे 


किन्तु 


बुकभाह़ी / १६९ 


'आज-जैसा प्रधात' 


विभत में नहीं मिला 
भौर 
प्रभात आज का 


«काली रात्रि की पीठ पर 


हलकी लाल स्याही से 
कुछ लिखता-सा है, कि 


यह अन्तिम रात है 
और 
यह आदिम प्रभात: 
यह अन्तिम गात है 
और 
यह आदिम विराट !” 

और, हर्षातिरेक से 

उपहार के रूप में 

कोमल कोंपलों की 

हलकी आभा-घुली 

हरिताभ की साड़ी 

देता है रात को । 

इसे पहन कर 

जाती हुई वह, 

प्रभात को सम्मानित करती है 

मन्द मुस्कान के साथ | 

भाई को बहन -सी । 
इधर' “सरिता में 


लहरों का बहाना है, 
चाँदी की आभा को 


२० / भकनारी 


यहू भी एक दुलेभ 
दर्शनीय दृश्य है 
कि 
सरिता-तट में 
फेन का बहाना हैं 
दधि छलकता है 
मेगल-जनिका 
हँसमुख कलशी 
हाथ में लेकर 
खड़े हैं 
सरिता-तट बहु 


जीतती, उपहास करती-सो 
अनगिन फूलों की 

अनगिन मालायें 

तैरती - तैरती 

हट तक"'आ 
समर्पित हो रही है 

माटी के चरणों में, 

सरिता से प्रेषित वे । 


और देखो ता ! 
तृण-बिन्दुओं के मिष 
उललासवती सरिता-सी 
धरती के कोमल केन्द्र मे 
करुणा की उमड़न है, 
और उसके 

अग - अंग 

एक अपूर्व पुलकन ले 

डूब रहे हैं 

स्वाभाविक नतेन में ! 


अुकरादी / २६ 


आज ! 


ओंस के कणों में 
उल्लास - उमंग 
हास - दर्मंग 
होश नजर आ रहा है। 
आज ! 
जोश के क्षणों में 
प्रकाश - असंग 
विकास अभंग 
तोष नजर आ रहा है। 
आज ! 
रोष के मनों मे 
उदास - अनंग 
ले नाश का रंग 
बेहोश नजर आ रहा है । 
आज ! 
दोष के कणों मे 
आस तड़पन - तंग 
ह्वास का प्रसंग 
और गुणों का 
कोष नजर आ रहा है ! 


छा 


यात्रा का सृत्रपात है ना 
आज***! 

पथ के अथ पर 

पहुला बद पड़ता; है 

इस पर्चिक का 

कौर 


१२ / मूकमाडो 
पथ की इति पर 


स्पन्दन-सा कुछ घटता है 
हलचल मचती है वहाँ ! 


विचारो के ऐक्य से 
आचारो के साम्य से 
सप्रेषण में 

निखार आता है, 
वरना 

विकार आता है ! 


पथिक की 

अहिसक पगतली से 
सप्रेषण - प्रवाहित होता है 
विद्य तूसम युगपत्‌ 

और वह 

स्वय सफलता-श्री 

पथ की इति पर 

उठ खडी है 

सादर सविनय-- 

पथिक की प्रतीक्षा मे 

जो निराशता का पान कर 
सोती हुई समय काट रही थो 
युगी'*“युगों से । 


बिना विखराव 

उपयोग की धारा का 
दुढ-तटों से सयत, 
सरकन-शीला सरिता-सी 
लक्ष्य की ओर बढ़ना ही 
सम्रेषण का सही स्वरूप है 


खुकमारोी / २३ 


हाँ ! हाँ !! इस विधय में 

विज्येष बात यह है कि 

संप्रेष्य के प्रति 

कभी भूलकर भी 

अधिकार का भाव आना 

संप्रेषण का दुरुपयोग है, 

वह फलीभूत भी नहीं होता ! 

और, 

सहकार का भाव आना 

सदुपयोग है, सार्थक है । 
सप्रेषण वह खाद है 
जिससे, कि 
सदभावों की पोध 
पुष्ट-सम्पुष्ट होती है 
उललास-पाती है; 
सप्रेषण बह स्वाद है; 
जिससे कि 
तत्त्वो का बोध 
तुष्ट-सन्तुष्ट होता है 
प्रकाश पाता है। 

हाँ ! हाँ !! 

इसे भी स्वीकारना होगा कि 

प्राथमिक दशा में 

संप्रेषण का साध्नन 

कुछ भार-सा लगता है 

निस्सा र-सा लगता है 

और 

कुछ-कुछ शन में 

समान का बेदन भी होता है 


२४ / मुरवाही 
प्ररस्तु, 
बाद की स्थिति 
इससे ,विपरीत है । 
कशल लेखक को भी, 
जो नई निबवाली 
लेखनी ले लिखता है 
लेखन के आदि में 
खुरदरापन ही 
अनुभूत होता है 
परन्तु, 
लिखते-लिखते 
निब की घिसाई होती जाती 
लेखन मे पूर्व की अपेक्षा 
सफाई आती जाती 
फिर तो“ लेखनी 
विचारों की अनुचरा होती “* 
विचारो की सहचरी होती है; 
अन्त-अन्त में- तो 
जल में तै रती-सी 
सवेदन करती है लेखनी । 
इसे यूं कहे हम 
यह सहृज-रीत ही है 
छः 


यह लो ! 
क्या? 
मंगल घटना का सकेत ! 


खुकमाही / २४ 


अचेत से सचेत हो 
खेत से खेत, जेतसे खेत 
वेग-समेत वेद-समेत 
विस्फारित दुग-बाला 
एक मृग 
छलाँग भरता 
पथ को लाँघ जाता है 
सुद्र'जा अन्तर्धान ' 
“'खो जाता है । 

“बायें हिरण 

दायें जाय-- 

लंका जीत 

राम घर आय 

इस सूक्ति की स्मृति 

ताजी हो आई 

और 

हर सुदर 

माटी ने देखा -- 

घाटी मे दिखे 

कौन वह ? 

परिचित है या अपरिचित ! 

अपनी भोर ही 

बढ़ते बढते 

आ रहे वह 

श्रमिक-चरण*** 

और 

फूली नहीं समाती, 

भोली माटी यह 

घाटी की ओर हो 

अपलक तलाक रही है 


२६ / बकटी 


भोर में ही 

उसका मानस 

विभोर हो आया, और 
अब तो वे चरण 
निकट-सन्निकट ही आ गये ! 
फैलाव घट रहा है 
धीरे-धोरे दृढ्य 
सिमट-सिमट कर 
घना होता आ रहा है 
और 
आक्राशीय विशाल दृश्य भी 
इसीलिए 
शून्य होता जा रहा है 
समीपस्थ इष्ट पर 
दृष्टि टिकने से 
अन्य सब लुप्त ही होते हैं। 

लो! धन्य ! 

प्राका पूरा 

एक चेहरा, 

जो भरा है 

अनन्य भावों से, 

अदम्य चावों से 

सामने आ 

उभरा है ! 


जिसका भाल वह 

बाल नही है 

वृद्ध है, विशाल है 
भाग्य का भण्हार ! 
सुनो ! जिसमे 


अविकल्पी है वह 
दुढ़-संकल्पी मानव 
अर्थहोन जल्पन 
अत्यल्प भी जिसे 
रुचता नही कभी ! 


सरकार उससे 

कर नहीं माँगती 
क्योंकि 

इस शिल्प के कारण 
चोरी के दोष से वह 
सदा मुक्त रहता है। 


जकनाठी / २७ 


तनाव का भार-विकार 
कभी भी आश्रय नही पाता ! 


वह एक कुशल शिल्पी है ! 
उसका शिल्प 

कण-कण के रूप में 
बिखरी माटी को 

नाना रूप प्रदान करता है । 


अ्थ का अपव्यय तो 
बहुत दूर 

अर्थ का ब्यय भी 

गह शिल्प करता नहीं, 
बिना अर्थ 

शिल्पी को यह 
अर्थंवात बना देता है; 
युग के आदि से आज तक 
इसने 

अपनी संस्कृति को 
विक्रत नहीं बनाया 


२८ / शुकआाटो 


बिना दाग है यह शिल्प 
और कुशल है यह शिल्पी । 

युग के आदि में 

इसका तामकरण हुआ है 

कम्भकार ! 

कक यानी धरती 

और 

अ' यानी भाग-- 

यहाँ पर जो 

भाग्यवान्‌ भाग्य-विधाता हो 

कुम्भकार कहलाता है! 


यथार्थ में 
प्रति-पदार्थ वह 
स्वयं-कार होकर भी 
यह ज़पचार हुआ है-- 
शिल्पी का नाम 
कुम्भकार हुआ है। 
( 
हाँ ! अब शिल्पी ने 
कार्य की शुरूआत में 
ओकार को नमन किया 
और उसने 
पहले से ही 
अहंकार का बमन किया है 
कतु त्व-बुद्धि से 
मुड़ गया है बह 


और 


अकताहो / २९ 


कर्तव्य-बुद्धि से 
जुड़ गया है वह। 
हाँ | हाँ !! 
यह मुड़न-जुड़न की क्रिया, 
है आये ! 
कार्य की निध्पत्ति तक 
अनिवार्य होती है'*' ! 
0 


अरे ! अरे ! यह क्‍या ! 
कौन-सा कर्तव्य है? 

किससे निर्दिष्ट है ? 

किस मन्तव्य से 

किया जा रहा है 

सामने ही सामने 

माटी के माथे पर 

मार पड़ रही है 

क्र - कठोर कुदाली से 

खोदी जा रही है माटी । 
माटी की मुद्रुता में 

खोई जा रही है कुदाली ! 

क्या माटी की दया ने 

#ुदाली की अदया बुलाई है? 
क्या अदया और दया के बीच 
धनिष्ठ मित्रता है ? 

यदि नहीं है'“'तो 

माटी के मुख से 

रुदन की आवाज ब्यों नहीं आई ? 
और 


१+ | बकराही 
भाटी के सुख पर 
कर धन की साज क्यों नहीं छाई ? 
क्या यह 
राजसत्ता का राज़ तो नहीं है? 
लगता है, कि 
कूछ अपवाद छोडकर 
बाहरी जिया से 
भीतरी जिया से 
सही-सही साक्षात्कार 
किया नही जा सकता । 
और 
ग़लत निर्णय दे 
जिया नहीं जा सकता । 
यूँ ही यह जीवन 
शंका-प्रतिशका करता 
बलानुसार उत्तर देता 
अरुक - अथक आगे-आगे 
चलता हो जा रहा स्वय 
०१० कि 
इधर 
भोली माटी 
कुछ ना बोली 
और 
बोरो में भरी जा रही है'** 
बोरी के दोनों छोर बन्द हैं 
बोचों-बीच मुश् है 
और 


सावरणा - साभरणा 
लज्जा का अनुभव करती, 
तवविवाहिता तनूदरा 
घूंघट में से झाँकती-सी'*' 


मकमादी / २१ 


बार-बार बस, 

बोरी में से शाँक रही है 

माटी भोली ! 

सतियों को भी 

यतियों को भी प्यारी है 

यही प्रासीना परिषाटी । 

इसके सामने 

बन्धन-विरहित-शीला 

नृतन-नवीना 

इस युग की जीवन-लीला 

कीमत कम पाती है । 
तभी तो ढंड 
संवेदनशील शिल्पी ने 
माटी से पूछा है 

कि 

“तामसिकता से*''दूर 
सात्विक गालों पर तेरे 
घाव-से लगते हैं, 
छेद-से लगते हैं, 
सन्देह-सा हो रहा है 
भेद जानना चाहता हूं 
यदि - कोई * बाधा““न * हो'तो “' 
बताआगी, चारु-शीले ! 

कुछ क्षणों के लिए 

माटी के सामने 

अतीत लौट आता है 

और 

उत्तर के रूप मे 

और कुछ नहों 


केयल'''दीघ* दवास ! 


३३ / बुकलाटी 


“अमीरों की नही 
गरीबो की बात है, 
कोठी की नही 
कूटिया की बात है 


उस दीघे श्वास ने ही 
शिल्पी के सन्देह को 
विदेह बना दिया 
और 
विश्वास को श्वास लेने हेतु 
एक देह मिली | 
फिर भी, 
सही-सही अवधान नही हुआ 
सही समाधान नहीं हुआ । 
जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की । 
इसको देखकर ही 

माटी 
अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है 
शब्दों का आलम्बन ले * 


जो वर्षा-काल मे 
थोडी-सी वर्षा में 
ठप-ठप करती है 

और 

उस टपकाव से 

धरती में छंद पड़ते हैं, 
फिर ०० श्तो डर 

इस जीवन-भर 

रोना ही रोना हुआ है 
दोन-होन इन आँखों से 
धाराप्रवाह''* 

अश्र - धारा बह 


मूकमाडी / २३ 


इन गालों पर पड़ी है 
ऐसी दक्ष में 
गालों का सछिद्व होना ' 
स्वाभाविक ही है 
और 
प्यार और पीड़ा के घावों में 
अन्तर भी तो होता है, 
रति और विरति के भाव 
एक से होते हैं कया ? 
माटी का इतिहास 
माटी के मुख से सुन 
शिल्पी सहज कह उठा 
कि 
वास्तविक जीवन यही है 
सात्विक जीवन यही है 
धन्य ! 
और, 
यह भी एक अकाट्य नियम है 
कि 
अति के बिना 
इति से साक्षात्कार सम्भव नही 
और 
इति के बिना 
अथ का दर्शन असम्भव ! 
अर्थ यह हुआ कि 
पीड़ा की असि ही 
पीड़ा की इति है 
और 
पीड़ा की इति ही 


सुख का अभ है । 
डरे ». रा 


प४ | जुरुभाटी | 
माटी को सांत्वना देते हुए 
अभय की मुद्दा में 
कुछेक पल 
बीत गये शिल्पी के 
और 
उसका अपना साथी-सहयोगी 
आहूत हुआ 
अवेतनिक 'गदहा', 
तनिक-सा वह भी 
तन का वेतन लेता है 
सब बन्धनों से मुक्त 
घाटी में विचर रहा था जो। 
कोई भी बन्धन 
जिसे रुचते नही 
मात्र बंधा हुआ है वह 
स्वामी की आज्ञा से। 


अपदा माटी को 
स्वामी के उपाश्रम तक 
ले जा रहा है 
अपनी पुष्ट पीठ पर । 
(0 

बीच पथ में 

दृष्टि पढ़ती है माटी की 

गदहे की पोठ पर। 

खुरदरी बोरी की रगड़ से 

पीठ छिल रही हैं उसको 

और 


माटी के भीतर जा 


मुषभाशें /! परे 


और भीतर उतरती-सी 


पोर मिल रही है। 


भावों को निकटता 
तत की दूरी को 
पूरी मिठाती-सी । 


माटी की पतली संत्ता 
अनुक्षण अंनुकेम्पा से 
सभीत हो हिल रही है। 
बाहर-भीतर ' 

मीत बनकर 

प्रीत खिल रहो है; 
केवल क्षेत्रीय ही नहीं 
क्षावों की निकटता भी 
अत्यन्त अनिवायें है 
इस प्रतीति के लिए । 
यहाँ पर 

अचेत नहीं 

चेतना की सचेत-- 
रीत मिल रही है ! 


और, 

बोरी में से माटी 
क्षण-क्षण 

छत-छत कर 

छिलन के छेदों मैं जां 
मुंदुँतम मरहम 

बती जा रही है, 
करुणा रस में ' 
सनी जा रही है। 
इतेनां ही नहीं, 


३१६'/ शुकभाडी 


उस स्थान में 

बोरी की रुखी स्पर्शा भी 
घनी मुदुता में 

इबी जा रही है। 

प्र 

इस पर भी 

माटी के मुख पर 

उदासी की सत्ता की परी है 
परत्र प्रवास करने को 
मना कर रही है। 


मादी की इस स्थिति का 


कारण यह है कि 


इस छिलन में 

इस जलन में 

निमित्त कारण “मैं ही हूँ 
यूँ जानकर 

पश्चात्ताप की आग में 
झुलसती-सी माटी । 
और 

उसे देखकर 

वही पली 

पडी-पड़ो 

भीतरी अनुकम्पा को बेन कहाँ ? 
सहा नहीं गया उससे 
रहा नही गया उससे 
और बह 

रोती-बिलखती 
दुग-बिन्दुओं के मिथ 
स्वेद कणों के बहाते 


अूकमकरो / १७ 


बाहर आ 
पूरी बोरी को 
भिगोसी-सी अनुकम्पा 

हस विषय में किसी भाँति... 

हो नहीं सकता सशय, कि 

विषयी सदा... 

विषय-कषायों को ही बनाता 

अपना विषय | 

और 

हृदय-वती आँखो में 

दिवस हो या तसस्‌ 

चेतना का जोवन ही 

झलक आता हैं, 

भले ही वह जीवन 

दया रहित हो 

या दया सहित । 
और 
दया का होना ही 
जीव-विज्ञान का 
सम्यक परिचय है । 

परन्तु 


पर पर दया करना 
बहिदुं षिट-सा “ ' मोह-मूढ़ता-सा'** 


स्व-परिचय से वंचिक-सा ** 
अध्यात्म से दूर'** 
प्राय: लगता है. 
- ऐसी एकान्त धारणा से 


अध्यात्म की विराधना होती है। 


: १५ / अुच्णाहों 


क्योंकि, सुनो ! 
स्व के साथ पर का 
और 
पर के साथ स्व का 
ज्ञान होता ही है, 
गौण-मुख्यता भले ही हो । 
चन्द्र-मण्डल को देखते हैं 
नभ-मण्डल भी दीखता है । 
पर की दया करने से 
स्व की याद आती है. 
और 
स्व की याद ही 
स्व-दया है 
विलोम-खूप से भी 
यही अर्थ निकलता है 
याद 'द या। 
साथ ही साथ, 
यह भी बात ज्ञात रहे 
कि 
वासना का विलास 
मोह है, 
दया का विकास 
मोक्ष है-- 
एक जीवन को बुरी तरह 
जलाती है ' 
भयकर है, अगार है ! 
एंकु जीघन को पूरी तरह 
जिलाती हैं 


घुभंकर है, श्र गार है। 


अूकशाटों / हैढै 
हाँ ! हाँ! 

अधूरी दया-करुणा 

मोह का अंश नही है 
अपितु 

आंशिक मोह का ध्वंस है । 


वासना की जीवन-परिधि 


अचेतन है'''तन है 


दया-क रुणा निरवधि है 


करुणा का केन्द्र यह 


संवेदन-धर्मा * चेतन है 


पीयूष का केतन है । 


वह अन्ध ही होगा 
विषयों का दास, 
इन्द्रियों का खाकर, 
और 

मन का गुलाम 


मदान्ध होगा कही ! 


करुणा की कणिका से 
अधिरल झरती है 
समता की सौरभ-सुगन्ध, 
ऐसी स्थिति मे 
कौन कहता है 
कि 
करुणा का वासना से सम्बन्ध है ! 


माना, 
भ्रति पदार्थ 
अपने प्रति 
कारक ही होता है 


' परन्तु 


३४० | मृथपादी 


पर के प्रति 
उपका रक भी हो सकता है । 
और 
अपने प्रति 
करण हो होता है 
परल्तु 
पर के भति 
उपकरण भी हो सकता है; 
तभी*''तो 
अन्धा नहीं वह गदहा 
मदान्ध भी नही, 
उसका भीतरी भाग 
भीगा हुआ है समूचा | 
बाहर आता है सहज 
भावना भाता हुआ 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता है 
कि 
मेरा नाम साथंक हो प्रभो ' 
यानी 
गद का अर्थ है रोग 
हा का अर्थ है हारक 
मैं सबके रोगों का हन्ता बनूं 
“बस, 
ओर कुछ वांछा नहीं 
गद-हा'  ' गदहा ***! 
और यह क्या ? 
अनहोनी-सी कुछ 
अनुभूत होती माटी को 
बिस्मय का पार नहीं रहा, 


अमकानाड़ी / ४१ 


[ 

अतिशय का सार यही रहा 

कि 
आवना के फूल खिल गये 
खिले फूल सब॑ फल गये; 
माटी के माल 
भाव-हीन हो 
छेद-घुन्य हो 

*“घुल गये ! 

आज सार्थक बना नाम 
गद-हा'' गदहा'' धन्य ! 


दोनों की अनुकम्पा सहजा हैं 


सहजा बहनें-सी *** 
लगती हैं ये, 


अनुजा'“'अग्रजा-सी नही 


इस पर भी 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌' 

यह सूत्र-सूक्ति 

चरितार्थ होती है इन दोनों में ! 

सब क्‌छ जीवन्त है यहाँ 

जीवन ! चिरंजीवन !! संजीवन ! !! 


अपनी लघुता की अभिव्यक्ति 
करती हुई माटी की अनुकम्पा 
कि 


सपदा हो या अपदा 


: बेतन को अपना बाहन बना-- 


यात्री करना 

अधूरी अनुकम्पा की 

दशा है यह, जो 

रुचती नहीं इस जीवन को । 


४२ / भकबाटी 


यहाँ पर मिलता है 
पूरा ऊपर उठा हुआ 
सुकृत का सर | 
और 


और माटी 

इवास का शमत कर 

अपने धार को लघु करती-सी '' 
उपाश्रस की ओर निहारती है 
प्रतीक्षा की मुद्दा में । 
रजत-पालकी में विराजती 

पर, ऊबी-सी ** 
लज्जा-सकोचयती-सी 

राजा की रानो यात्रा के समय 
रनवास की ओर निहारती-सी ! 


माटी को प्राप्त हुआ है 


प्रथम अवसर ! 


(0 


यह 

उपाश्रम का परिसर है 
यहाँ पर, कसकर 
परिश्रम किया जाता ह 
निशि-वासर ! 

यहाँ पर 

योग-शाला है 
प्रयोग-शाला भी जोरदार ! 
जहाँ पर 

शिल्पी से मिलता है 
शिक्षण-प्रशिक्षण 

क्षण प्रतिक्षण, 


(ख्रिमाटी / ४३ 


जिसका भोतरी जीवन पर': 
पड़ता है सीधा असर !' 
यहाँ पर 
जीवन का “निर्वाह' नही 
“निर्माण' होता है 
इतिहास साक्षी है इस बात का । 
अधोमुखी जीवन 
ऊध्वंमुखी हो 
उन्नत बनता हैं; 
हारा हुआ भी 
बेसहारा जीवन 
सहारा देनेवाला बनता हूँ। 
दर्शनार्थी वे 
आदर्श पा जाते हैं, यहाँ पर । 
इतिहास-सम्बन्धिनी 
/ सदियों से उलझी समस्‍यायें 
सहज सुलझती जाती हैं 
क्षण-भर की इस सगति से । 
और, 
अयथाबित होकर भी 
सरल-सरस संस्कृति के 
सस्‍्का रार्थी वे 
परांमश पा जाते हैं, यहाँ पर । 
असि और मषि को भी 
कृषि और ऋषि को भी 
कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं 
निस्‍्वार्थी भी के 
आर्ष पा जाते है, यहाँ पर | हे 
| 


४४ / घृकमाटी 


' लो, अब उपाश्रम में 

उतारी गई माटी कि 
तुरन्त 

बारीक तर वाली 


खालनी लाई गई 
और 


माटी छानी जा रही है । 


स्वयं शिल्पी 


चालनी का चालक है। 


“आऋजूता की यहू 


परम दशा हूँ 
और 


वह्‌ 

अपनी दयावती आँखों से 
नीचे उतरी 

निरी माटी का 
दरश करता है 
भाव-सहित हो । 
शुभ हाथों से 

खरी माटी का 

परस करता हैं 
चाव-सहित हो । 
भौर 

तन से मत से 

हरष करता हूँ 
घाव-रहित हो । 
अनायास फिर 
बचन-विलास होता है 
उसके मुख से, कि 


मुदुता की यह 
चरम यज्ा है 
*** घन्य |] १ 


“मुदु माटी से 
लघु जाति से 
मेरा यह शिल्प 
निशवरता है 
और 
खर-काठी से 
गुरु जाति से 
वहू अविलम्ब 
बिखरता है । 


माटी का संशोधन हुआ, 
माटी को सम्बोधन हुआ, 


परन्तु, 
निष्कासित कंकरों में 
समुचित-सा अनुभूत 

संक्रोधन हुआ । 
तथापि संयत भाषा में 
शिल्पी से निवेदन # रते हैं 

“श्वे कंकर, कि 
“हमारा वियोगीकरण 

माँ माटी से 

किस कारण हो रहा है ? 
अका रण ही ! 
क्या कोई कारण है ?” 
इस पर तुरन्न 
मुंदु शब्दों मे शिल्पी कहता है -- 


दूसरों बात यह है 
. कि 


४६ | सुकभाटो 


संक र-दोष का 

वारण करता था मुझे 
सो 

कंक र-कोष का 

बारण किया !” 

यह बात सुनकर 

कंकर कुछ और 

गरम हो जाते हैं 

कंकरो के अधरों मे 
विशेष स्पन्दन है 

और 

बचनों में पूर्व की अपेक्षा 
उष्णता का अधिक अभिव्यंजन है । 


“गात की हो या जात की, 


एक ही बात है-- 
हममें और माटी में 
समता-सद्शता है 


विसदुशता तो दिखती नही ! 
तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी ! 


तुम्हारी आँखों की 


शब्य-चिकित्सा हुई है क्या ? 


और 

रही वर्ण को बात ! 

वर्णों से वर्णन क्या करे ? 

वह भी समान है हम दोतों में 
जो सामने है 

कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है 
कृष्य वर्ण नहीं । 


जकमांटी | ४७ 
? 
कर्णे तो ठीक हैं तुम्हारे ! 
फिर वर्ण-संकर को 
चर्चा कौन करे ? 
सम-वर्ण झंकर की 
करें हम अर्चा मौन !” 
और" रा 
कुंकर मौन हो जाते हैं । 


इस पर भी शिल्पी का भाव 

ताध नहीं पकडता 

जरा-सा भी । 

धरा-सा ही 

सहज साम्य भाव 

प्रस्तुत होता है उससे 

कि 

इस प्रसग से 
वर्ण का आशय 
न रस से है 
ने ही अग से 
बरन्‌ 
चाल-चरण, ढंग से है । 
यानी ! 
जिसे अपनाया है 
उसे 
जिसने अपनाया है 
उसके अनुरूप 
अपने गृुण-धर्म -- 
“'झूप-स्वरूप को 
परिवर्तित करना होगा 


४८ / मकशादी 


वरना 

वर्ण-संक र-दोष को 
बरना होगा ! 

और 

यह अनिवायें होगा । 


इस कथन से 

वर्ण-लाभ का निषेध हुआ हो 
ऐसी बात नही है, 

नोर की जाति न्‍्यारी है 
क्षीर की जाति न्यारी, 
दोनों के 

प्रस-रस-रंग भी 

परस्पर निरे-निरे हैं 

और 

यह सर्ब-विदित है, 

फिर भी 

यथा-विधि, यथा-निधि 
क्षीर में नीर मिलाते ही 
नीर क्षीर बन जाता है। 
और सुनो | 

केवल 

वर्ण-रंग की अपेक्षा 

गाय का क्षीर भी धवल है 
आकऊ का क्षीर भी घवल है 
दोनों ऊपर से विमल हैं 
परन्तु 

परस्पर उन्हें मिलाते ही 
विक्रार उत्पन्न होता है-- 
क्षीर फट जाता है 

पीर बन जाता है वह ! 


अकमारो / ४६ 


तीर का क्षीर बनना ही 

वर्ण-लाभ है, 

वरदान है । 

और 

क्षीर का फट जाना ही 

वर्ण-सकर है 

अभिशाप है 

इससे यही फलित हुआ, 

अल॑ विस्तरेण ! 

ए! 

“अरे कंकरो ! ' 
माटी से मिलन तो हुआ 
पर 
माटी में मिले नहीं तुम ! 
माटी से छुबन तो हुआ 
पर 
माटी में धुले नहीं तुम ! 
इतना ही नही, 
चलती चक्की में डालकर 
तुम्हें पीसने पर भी 
अपने गुण-धर्म 
भूलते नही तुम ! 
भले ही ; 
चरण बनते, रेतिल, 
माटी नही बनते तुम ! 

जल के सिचन से 


भीगते भी हो 


है । 


४० / भुककादी 


परन्तु, भूलकर भी 
फूलते नहीं तुम ! 
भाटी सम 
तुम में मआाती नमी नहीं 
बया यह तुम्हारी 
है कमी नहीं ? 
तुम में कहाँ है वह 
जल-धा रण करने की क्षमता ? 
जलाशय मे रह कर भी 
युगों-युगों तक 
नही बन सकते 
जनाशय तुम ' 
मैं तुम्हें 
हृदय-शुन्य तो नही कहूँगा 
परन्तु 
पराषाण-हुदय अवश्य हे तुम्हारा, 
दूसरों का दुःख-दर्द 
देखकर भी 
नहीं आ सकता कभी 
जिसे पसीना 
है ऐसा तुम्हारा 
“सोना ! 
फिर भी 
ऋषि - सन्‍्तो का 
सदुपदेश - सदादेश 
हमें यही मिला कि 
पापी से नहीं 
पाप से, 


पकज से नहीं 


मस्काओ;/ ४६ै 


पंक से 

भुणा करो। 

भयि आये ! 

नर से 

नारायण बनो 

समयोचित कर कार्य । 
यूँ शिल्पी से 
कडयी घूँट-सी पीकर 
दीनता भरी माँखों से 
कंकर निह्ारते हैं 
माटी की ओर अब | 
और, माटी 
स्वाधीनता-घुली आँखो से 
कक रों की ओर मुडी, देखती हे 

माटी की शालीनता 

कुछ देशना देती-सी '' । 


“महासत्ता-माँ की गवेषणा 
समीचीना एथषणा 

और 

संक्रीणं-सत्ता की विरेचना 
अवश्य करनी है तुम्हें ! 
अर्थ यह हुआ-- 

लघुता का त्यजन ही 
गुरुता का यजन ही 

शुभ का सूजन है । 

अपार सागर का पार 

पा जाती है नाव 

हो उसमें 

छेर का अभाव भर ! 


१९ / गुशभांटी 


फिर भी 

कभी-कभी वह नाव 
घबराती है 

और वह घबराहट 

न जल से है 

न ही जल के गहराव से, 
परन्तु 

जल की तरल सत्ता के भाव से है 
जो 

जल की गहराई को छोड़कर 
जल की लहराई मे आकर 
तेरता हुआ-सा'''। 

अधघ-डबा 

हिम का खण्ड है 

मान का मापदण्ड । 


वह सरलता का अवरोधक है 
गरलता का उदबोधक हूं 


इतना ही नही, 


तरलता का अति शोषक हैं 


और 


सघनता का परिपोषक ! 


न ही तैरना जानता है 
और 

न ही तैरना चाहता है 
खेद की बात है, कि 
तरण और तारक को 
डुबोना चाहता है वह । 
जल पर रहना चाहता है 
पर, 


बुककादी / ५३ 


जल में मिलकर नहीं, 
जग को 
जल के तल तक भेज कर 
उस पर 
ऊपर रहना चाहता है 
जल में मिल कर नहीं''*! 
हे मानी, प्राणी ! 
पानी को तो देख, 
और अब तो 
पानी-पानी हो जा'*'! 
हे प्रमाण प्रभो ! 
मान का अवसान कब हो ? 
और, माटी की 
देशना की धारा अभी ट्टी नहीं 
क्योंकि अब 
अभिधा से हटकर 
व्यजना की ओर गति है उसकी, कि 
चीज का बपन किया है 
जल का वर्षण हुआ हूँ 
बीज अंक्रितत हुए हैं 
और 
कुछ ही दिलों में 
फसल खड़ी हो लहलहाती-- 
बालवाली*'अबला-सी '**! 
पर, 
हिम ही तही 
हिमाती - लहर भी 
कुछ ही पलों में 
उस पकी फसल को 


५४ / भृछबाटी 


जलाती हैं ज्यलन-सी । 
जल जीवन देता हैं 
हिम जीवन लेता है, 
स्वभाव और विभाव मे 
यही भन्‍्तर है, 
यही सन्‍्तों का कहना है 
जो 
जग-जीवन-वबेत्ता हैं । 
इससे यही फलित होता हूँ 
कि 
भले ही 
हिम की बाहरी त्वचा 
शीतशीला हो 
परन्तु, भीतर से 
हिम में शीतलता नही रही अब 
उसमे ज्वलनशीलता 
उदित हुई है अचश्य ! 
अन्यथा, 
जिसे प्यास लगी हो 
जिसका कण्ठ सूख रहा हो, और 
जिसकी आँखें जल रहो हो 
बह्‌ 
जल्दी-से>ज ल्‍दी 
उन पीडाओं की मुक्ति के सिए 
जल के बदले 
हिम की डली खा लेता है 
परन्तु, उलटी 
कसकर प्यास बढ़ती है क्‍यों ? 
नाक से नाकी, निकलती है क्‍यों ? 


' अँकबाडी / ५५ 


यही तो विभाव की सफलता है, 
और 
स्वभाव-भाव की विकलता ! 
इतना होने पर भी 
सागरीय जल-सत्ता 
माँ - महासत्ता 
हिमखण्ड को डुबोती नही 
इसमे क्‍या राज़ हैं ? 
लगता है, 
माँ की ममता है वह 
सन्‍्तान के प्रति 
वश-अंश के प्रति 
ऐसा कदम नहीं उठा सकती 
“*कभी भूलकर भी, 
सब कूछ कष्ट-भार 
अपने ऊपर ही उठा लेती है 
और 
भीतर-ही-भीतर 
चुप्पी बिठा लेती है । 
“माना ! 
पृथक्‌-बाद का आवधविर्भाव होना 
मान का ही फलदान है 
साथ ही साथ 
यह बात भी नकारी नहीं. जा खकठ़ी 
कि 
मान का अत्यन्त बोना होना 
मान का अवसान-सा लगता है 
किन्तु, 
भागी बहुमान हेतु 


५६ | मंकबाटी 


वहू माल का 
बोना यानी बवन भी हो सकता है ! 

यूँ बीच में ही 

कंकरों की ओर से 

व्यग्यात्मक तरंग आई 
और 

संग की संगति से अछती 

माटी के अंग को ही नही, 

सीधी जाकर 

अतरंग को भी छूती हे 

वह कंकरों की तरंग ! 

कि 

तुरन्त ही, 

“नही '' नही ! धृष्टता हुई, 

भूल क्षम्य हो माँ ! 

यह प्रसंग 

आपके विषय में घटित नही होता !” 

और ००० 

ककरों का दल रो पड़ा। 

फिर, प्रार्थना के रूप में-- 

“ओ मानातीत मार्देव-मूर्ति, 

माटी माँ ! 

एक मन्त्र दो इसे 

जिससे कि यह 

हीरा बने 


और खरा बने कचस-सा !” 
ककरों की प्रार्थना सुनकर 
माटी की मुस्कान मुखरित हुई : 
“संयम की राह चलो 


मकभादी / १७ 


राह बनता ही तो 
हीरा बनना है, 
स्वयं राही शब्द ही 
विलोम-रूप से कह रहा है-- 
रा ही" हीरा 
और २ 
इतना कठोर बनना होगा 
कि 

तन और मन को 
तप की आग में 
तपा-तपा कर 
जला-जला कर 
राख करना होगा 
यतना घोर करना होगा 
तभी कहीं चेतन-आत्मा 
खरा उतरेगा ! 
खरा शब्द भी स्वय 
विलोमरूप से कह रहा है-- 
राख बने बिना 
खरा-दर्शन कहाँ ? 
रा ज-खट'दरा 
आशीष के हाथ उठाती-सी 
माटी की मुद्रा 
उदार समुद्रा । 

( 


आज माटी का 
बस फूुलाना है 
पात्र से, परन्तु अनुपात 


५८  भसवसटी 


जल मिलाकर 
उसे घुलाना है । 
आज माटी को 
बस फलाता है, 
क्रमशः 
कम-कम कर 
बीते क्षणों को 
पुराने-पनों को 
बस, भुलाना है, 
आज माटी को 
बस, फुलाना हैं | 
और उसके कण-कण में 


क्षण-क्षण में 
नव-नृतनपन 
बस, बुलाना है 
आज माटी को 
बस, फलाना है । 
इसी कार्य हेतु 
प्रागण में कप है 
कप पर खड़ा हूँ कुम्भकार 
कर में थी बालटी-- 
भेवर कडी-दार, 
उसे नीचे रखता है 
और 
उलझी रस्सी को 
सुलझा रहा है। 
झट-सी वह सुलझती भी 
पर, 


शुलझाते - घुलझाले 


अकनाडी / २९ 


रस्सी के वीचोंबीच 
एक गाँठ आ पड़ी *** 
कसी गाँठ है बह । 
खोलना अनिवार्य हैं उसका 
'और 
आयाम प्रारस्य हुआ शिल्पी का । 
हाथ के दोनों अंगूठो में 
दोनो त्जनियों मे 
पूरी शक्ति लाकर 


केन्द्रित करता है वह, 
उवास रुकता है 
बाहर का बाहर, भीतर का भोतर ! 

लो ! कृम्भक प्राणायाम 

अपने आप घटित हुआ । 

होठों को चबाती-सी मुद्रा, 

दोनों बाहुओं में 

नसो का जाल वह 

तनाव पकड़ रहा है, 

त्वचा में उभार-सा आया है 

पर, 

गाँठ खुल नही रही है । 

अंगूठो का बल * 

अट गया है, 

दोनो तर्जनी 

लगभग शून्य होने को हैं, 

और नाखून 

खूनदार हो पढे हैं 

प्र गाँठ खल नहीं रहो हैं ! 


६० 7 पृकमारो 


इसी बीच 
“सैबक को सेवा देकर 
उपकृत करो, स्वामिन्‌ !” 
यूँ दाँतों का दल 
शिल्पी से कह उठा 
और 
“यह समयोतित हूँ स्वामिन्‌ ! 
हमने यही नीति सुनी है 
कि 
बात का प्रभाव जब 
बल-हीन होता है 
हाथ का प्रयोग तब 
कार्य करता है । 
और 
हाथ का प्रयोग जब 
बल-हीन होता है 
हथियार का प्रयोग तब 
आये करता है । 
इसलिए 
निशंक होकर दे दो रस्सी 
इसे स्वामिन्‌ ! ” 
और 
रस्सी प्रेषित होती दन्‍त पक्ति-तक 
कि 
तुरन्त 
शुल का दाँत सब दाँतो से , 
कह उठा कि 
“है भ्रात ! 


इस गाँठ में 


अक्माड़ी / ६१ 


समन्धि-स्थान की गवेषणा 
तुम नहीं कर सकते ! 

और, * 

दाहिनी ओर का 

निचला शूल 

गाँठ का निरीक्षण करता है 

चारों ओर से सर्वांगीण 

और अविलम्ब 

उस सन्धि की गहराई भें 

स्वयं को अवगाहित करता है, 

दाहिनी ओर के 

उपरिल शूल का सहयोग ले । 

दोनों शूलों के चूल 

परस्पर मिल जाते हैं 

और 

उनके सबल मूल 

परस्पर बल पाते हैं 
फिर भी ! इस पर भी !! 
गाँठ का खुलना तो दूर, 
वह हिलती तक नहीं 
प्रत्युत, 
शूलों के मूल ही 
लगभग हिलने को है 
और 
शलों की चुलिकाएँ 
टूटने - भंग होने को हैं। 

लो ! मार्देव मसूड़े तो 

इस संधर्षे में 


छिल-छल गये हैं 


६२ / मुकमाटों' 


उनमें से मांस 
बाहर झाँकने को है । 


हुठ छोड कर 
गाँठ को ढीली छोड ! 
अन्यथा 


चटती इस घटना को 

देखकर रसना भी 

उत्तेजित हो बोल उठी 
कि 

“ओरी रस्सी ! 

मरी ओर तेरो 

नामराशि एक हो है 

परन्तु 

आज तू 

रस-सी नही, 

निरी नीरस लग रही है 

सीधी - सादी 

थी अब्न तक 

दादो, दीदी-सी 

मानी जाती थी 

उदारा अनूदरा-सी, 

अब सरला नही रही तू ! 

घनी गठीली बनी है 

और 

घनी हठोली वनो है। 


पश्चात्ताप हाथ नगेगा तुझे 


चन्द पलो भे जब 


अविभाज्य जीवन तेरा 
विभाजित होगा दो भागों में"! 


मूकसाटो / ६३ 


और 
इस निन्‍्द्य कार्य के प्रति 
थू “थू* कह 
घिकका रती-सी रसना' 
गाँठ के सन्धि-स्थान पर : 
लार छोडती है। 
परिणाम यह हुआ कि 
रस्सी हिल उठी 
अपने भयावह भविष्य से ! 
और, कुछ ही पलो में 
गाँठ भीगी, 
नरमाई आई उससे 
ढीली पडी वह | 
फिर क्या पूछो ! 
दाँतों मे गरमाई आई 
सफलता को देखकर | 
उपरले और निचले 

. सामने के सभी दाँत 
तुरन्त गाँठ खोल दैते हैं । 

[॥ 


अब रस्सी पूछती है रसना से 
जिज्ञासा का भाव ले-- 

कि 
“आपके स्वामी को क्‍या आधा थी 
इस गाँठ से ? ” 
सो रसना रहस्य खोलसी है : 
“सुन री रस्सी | पं 


६४ / मुखमारी' 


मेरे स्वामी संयमी हैं 

हिसा से भयभीत, 

और 

अंहिसा ही जीवन है उनका । 

उनका कहना है 

कि 

संयम के बिना आदमी नही 

यानी 

आदमी वही है 

जो यथा-योग्य 

सही आदमी है 
हमारी उपास्य-देवता 
अहिंसा है 
और 
जहाँ गाँठ-ग्रन्थि है 
वहाँ निश्चित ही 
हिंसा छलती हूँ । 
अर्थ यह हुआ कि 
ग्रन्थि हिसा की सम्पादिका है 
और 

निग्रेन्य-इशा में ही 

अहिसा पलती हैं , 

पल-पल पनपती, 

- बल पाती है। 

हम निग्नेन्थ-पन्थ के पथिक हैं 
इसी पन्‍्य की हमारे यहां 
चर्चा - अर्चा - प्रशंसा 
सदा चलती रहती है। 


यहो जोवन इसी भाँति 


ऋकमाओी / ६५ 


आये-भागे भी चलता रहे 
बस | 

और कोई वाँछा नहीं । 
और तुमने 
कठिन-कठो र गाँठ 
पाल रक्खी भी. 
उसे खोले बिना 
भरी बालटी +ो 
कप से ऊपर निकालते समय 
जब वह गाँठ गिर्री पर 
आ गिरेगी, 
नियम रूप से 
बालटी का सन्तुलन 
बिगड़ जायेगा। 
और तब-- 

रस्सी गिर्री में फेसेगी । 

परिणाम-स्वरूप 

बालटी का बहुत कुछ जल 

उछलकर पुत: 

कप में जा गिरेगा 

उस जल में रहते अनेक जलचर जीव 

लगी चोट के कारण 

अकाल में ही मरेंगे, 

इस दोष के स्वामी 

मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं ? 

इसीलिए गाँठ का खोलना 

आवदयक ही नही 

अनिवार्य रहा । 

समझी बात ! 

है. 


कद (कुम्माड़ो 
ओरी रघ्सी !! 
बावली कहीं की 4 
मेरी आखी ! 
हे (0 


और सुनो ! 


इश्चर यह क्‍या हुआ ? 
स्लिग्ध-स्सित मंतिबाली 
काया की छाथा, शिल्पी की 
सुदूर रूप में 

स्वच्छ जल में 

स्वच्छन्द सै रती-- 

मछलखी वर जा गिरी । 
मछली की मूर्ध्सा 

ऊपर हो उठी, 

और 

उसकी मानस-स्थिति भी 
ऊध्वेमुखी हो आई, 

परन्तु 

उपरिल - काया तक 

मेरी काया यह 

कंसे छठ सकेगी ? 

वही चिन्ता है मछली को ! 
काया जड़ है ता ! 

जड़ को सहारा अपेक्षित है, 
और वह भी जंगस का । 


काया से ही माया पली है 
माया से भावित-प्रभावित 


मति मेरी यह-“। 


अुकंत्रती / ६७ 
मति सन्मति हो सकती है 
पाया उपेक्षित हो * तो*** 
अन्ध-कूप में पड़ी हूँ मैं 
कुरूपता की अनुभूति से 
कूप-मण्डूक-सी 
स्थिति है मेरी । 
गति, मति और स्थिति 
सारी विक्ृत हुई हैं 
स्वरूप-स्वभाव ज्ञात कैते हो ? 
ऊपर से प्रेषित ही 
मुझ तक 
एक किरण भी तो नहीं आती । 
और, 
मछली के मुख से निकल पड़ी 
दीनता-घुलौ ध्यनि 
कि 
इस अन्ध-कप से 
निकालों इसे कोई 
उस हंस रूप से 
मिला लो इसे कोई 
इस रुदन को कोई 
सुनता भी तो नहीं 
अरे कान वालो ! “संघ 
बहरे हो गये टै क्‍या ? 
यह रुदन, 
अरण्य-रोदन ही रहा 
'ऐसा सोच, पुन" 
पविकल्यपों में डूबती है मछली 
और उस डइबन में 


$६ / खुकमाड़ी 


तनहवर प्राणों की 
आस भाग चली 
ईइबर प्राणों की 
प्यास जाग चली 
मछली के घट में ! 


एक किरण मिल जातो उसे 
कि 

“सार-होन विकल्पों से 

जीने की आशा को 

विष ही मिल जाता है 

खाने के लिए 

और, 

बिर-काल से सोती 

कार्ये करने की सार्थक क्षमता 

घैये-घति वह * 

खोलतोी है अपनी आँख 

दृढ-संकल्प की गोद में ही।” 

बस 

कृत-संकल्पिता हुई मछली 

ऊपर भूपर आने को । 


फिर 

फिर क्‍या ? 

जड़-भूत जल का प्यार 

निराधार कब तक ठिकेगा ? 

वह भी पल में हुआ पलामित 
छू. मन्तर कही | 

अमय का लिलय मिला 

सभय का बिखय हुआ 

मछली के जीवन में 


सकमांदो / ६९ 


यहीं से घटित 
बिजय हुआ 
धन्य 


के छि 


अब ! 

प्रासंगिक कार्य आगे बढ़ता है, 
अंग, अंग संस्कारित थे 
संयम की शिक्षा का 
सस्‍्कार प्राप्त था जिन्हें 
वे दोनों हाथ शिल्पी के 
संयत हो उदे तुरन्त ! 
तभी वह शिल्पी ; 
रस्सी से बाँध, बालटी को 
धीमी गति से 

नीचे उतारता है कप में 
जिससे कि 

मछली आदिक 

ताना जलचर जीबों का 
बात टल सके 

और 

अपने आत्म-तत्त्व को 
यहाँ और वहाँ 

अब और तब 

कम, कर्मे-फल 

सो “ला छले सके ! 


७० / मफसल्ी , 

लो ! हाथों-हाथ 

संकल्प फलीभूत होता-सा 

स्वप्न को साकार देखने को 

आस-भरी 

मछली की शान्‍्त आँखें 

ऊपर देखती हैं ! 

उतरता हुआ यान-सा दिखा, 

लिखा हुआ था उस पर 

“घम्मो दया विसुद्धों” 

तथा 

“घम्मं सरण गच्छामि” 

ज्यों-ज्यो कप मे 

उतरती गई बालटी 

त्यों-त्यों नीचे, 

तीर की गहराई में 

झट-पट चले जाते 

प्राण-रक्षण हेतु 

मण्ड्क आदिक अनगिन 

जलोय-जन्तु । 
किन्तु, 
हलन-चलन-त्रिया मुक्त हो 
अनिर्मेष-अपलक 
निहारती हैं उतरती बालटी को 
रसनाघीना रसलोलुपा 
सारी मछलियाँ वे । 
भोजन इससे कुछ तो मिलेगा 
इस आशा से ! 

पर यह कया ! वंचना'*'! 

खाली बासटी देख कर 


मकलक्टी / ५४५ 
उसे 9 
नूतन जाल-बन्धन समझ ह 
सब मछलियाँ भागतीं भीति से । 
मात्र संकल्पिता वह मछली 
खड़ी है वहीं 
साथ एक ही सखी है उसकी 
और | 
उस सख्ती को कुछ कहती है वह : 
“बल री चल! 
इसी की शरण लें हम। 
'धम्मो दया विसुद्धो' 
यही एक मात्र है 
अशरणों की शरण ! 
महा-आयतन हैं यह 
यही हमारा जतन है 
बरना, 
निद्चिचत ही आज या कल 
काल के ग।ल में कवलित होगे हम ! 


क्या पता नही तुझकों ! 
छोटी को बडी मछलो 
साबुत निगलती हैं यहाँ 
और 

सहृधर्मो सजाति में ही 

वैर वेमनसक भाव 

परस्पर देखे जाते हैं ! 

इवान श्यान को देख कर हो! 

नाखूनों से धरती को खोदता हुआ 

गुर्शता हैं बुरी तरह 


७१ / मुरशलदी 
अगब् इस पर 
उसकी सखी बोलती है-- 
कर्थचित्‌ बात सच है तुम्हारो, 
परन्तु - 
हमारे भक्षण से 
अपनी ही जाति यदि 
पुष्ट-सन्तुष्ट होती है 
ती'' वह इष्ट है क्योंकि 
अन्त सभय में 

- अपनी ही जाति काम आती हूं 
शेष सब दर्शक रहते हैं 
दार्शनिक बन कर ! 
और 
विजाति का क्‍या विश्वास ? 
आज द्वास-एवास पर 
विश्वास का ह्वास घुटता-सा 


देखा जा रहा है'' प्रत्यक्ष ! 

और सुनो ! 

बाहरी लिखावट-सी 

भीतरी लिखावट 

माल मिल जाये, 

फिर कहना ही क्‍या ! 

यहाँ “तो 

'मुँह में राम 

बगल में छरी' 

बग्रुलाई छलती है। 
दया का कथन निरा है 
और 
दया का वतन निरा है 


अुंकपको | »॥ 
एक में जीवन है 


एक में जीवन का अधिनय । 
अज तो न्ढ 

अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्रों 

और क्ुषाणों पर भी 
दया-धर्म का मूल है 

लिखा मिलता है। 


कृपाण कृपालु नही हैं 
वे स्थयं कहते हैं 
हम हैं कृपाण 
हम में कृपा न ! 
कहाँ तक कहें अब ! 
घ॒म्मं का झण्डा भी 
डण्डा बन जाता हैं 
शास्त्र शस्त्र बन जाता है 


अवसर पाकर । 
और 
प्रभु-स्तुति में तत्पर 
सुरीली बाँसुरी भो * 
बाँस बन पीट सकती हैं 
प्रभूपथ पर चलनेबालों को । 
समग की बलिहारी है !” 
सुनकर सश्ची की बात 
मछली पुनः कहती है : 
“यदि तुझे नहीं आना हूँ, मत जा 
परन्तु 
उपदेश देकर 


ठ्य्थ में समय मत वेंवा ।'' 


७४ मकनभा्टी 


और, सहेली के बिना 
अकेली हीं चल पड़ती मछली 
सामयिक सूक्तियाँ छोड़ती हुई . 
प्रत्येक व्यवधान का 
सावधान होकर 
सामना करना 
नूतन अवधान को पाना है, 
या यों कहे कि 
अन्तिम समाधान को पाना है। 
गुणों के साथ 
अत्यन्त आवश्यक है 
दोषों का बोध होना भी, 
किन्तु 
दोषों से द्वेष रखना 
दोषों का विकसन है 
और 
गुणों का विनशन है; 


काँटों से द्ेष रख कर 

फूल की गन्ध-मकरन्द से 
वचित रहना 

अज्ञता ही मानी है, 

और 

काँटों से अपना बचाव कर 
सुरभि-सौरभ का सेवन करना 
विज्ञतता की निशानी है 
सो** न्ः 

विरलों में ही मिलतों है ! 
! का 


सत्कार्य करने का 
एक ने मन किया 
वृढ़ प्रम किया 
और 

घेंव सबने उसका 


अनुमोदत किया । 


अंकभाही:/ ७५ 
इधर“ अधर से उतरी ७» 
बालटी में पानी | 
और 
पानी में बालटी 
युर्क रथ से दोनों, . 
अवंगाहित होते हैं, 
मछली उसमें 
प्रवेश पा जवती हूँ. 
"घत्मंखरण पत्यज्जामि” 
इस मन्‍्ज़ को भावित्त करती हुई 
बालल्‍था उसकी 
ओर आश्वस्त होती जा रही हैं, 
आत्मा उसकी 
और सबस्थ होती जा रहो है । 
इस धृति की काष्ठा को देख कर ' 
इस मति की निष्ठा को देख कर 
सारी-की-सारी मछलियाँ 
विस्मित हो आईं 
और 
कुछ क्षणो के लिए 
उनकी भीतियाँ 
विस्मृत हो आईं । 


७६ / बुखनांटी 


एक भाबित हुई 
शेष प्रभावित हुई 
एक को दृष्टि मिली 
दिशा सब पा गईं। 
दया की शरण मिली 
जिया में किरण छिली 
' और 
सब-की-सब 
उजली ज्योति से प्रकाशित हुई 
सनात स्नपित हुईं 
भीतर से भी, बाहर से भी 
तत्काल ! 
(0 
इस अवसर पर 
पूरा-पूरा परिवार आ 
उपस्थित होता है 
मुदित-मुखी वह। 
तैरती हुई मछलियों से 
उठती हुई तरल-तरगें 
तरंगों से घिरी मछलियां 
ऐसो लगतोी हैं कि 
सब के हाथो में 
एक - एक फूल-माला हे 
और 
सत्कार किया जा रहा हुं 
महा मछली का, 
नारे लग रहे हैं-- 
“मोक्ष की यात्रा 


«सफल ही 


अकम्सही / 5७ 


मोह की मात्रा _ 
4७४ विफल हो 

घम्में की विजय हो 

कर्म का विलय हो 

जय हो, जय हो 

जय-जय-जय हो ! 
लो ! समय निकट आ गया है, 
बालटी वह यान-सम 
ऊपर उठने को हूँ 
और 
मगल-कामना मुखरित होती--- 
मछली के मुख से : 
“यही मेरी कामना है 

कि 

आगामी छो रहीन काल में 
बस इस घट में 
काम ना रहे [| 

इस छाभ यात्रा का 

एक ही प्रयोजन है, 

साम्य-समता हो 

मेरा भोजन हो 

सदोदिता सदोल्लसा 

मेरी भावना हो, 

दानव-तन धर 

मानब-मन पर 

हिसा का प्रभाव ना हो, 

ह दिवि में, भ्‌ में 


भूमभों में 


सय (सुछलड़ी 
3... जिया-धर्मे की 
दया-धर्मे की 
प्रभावना हो"! 
8 


लआलब जल से 

भरी हुई बालटी कप से 

ऊध्वे-गतिवाली होती हैं 
अब 

पतन-पाताल से 

उत्थान-उत्ताल की ओर । 

केवल देख रहो है मछली, 

जल का अभाव नहीं 

बल का अभाव नहीं 

तथापि 

तैर नहीं रही मछली । 

भूल-सी गई है तैरना वह, 

स्पन्दन-हीन मतिवालो हुई है 

स्वभाव का दर्शन हुआ, कि 

क्रिया का अभाव हुआ-सा 

लगता है अब “! 

अमन्द स्थितिबाली होती है वह ! 


बालटो वह जबाधित 
ऊपर आई--भूपर 

कृप का बन्धन 

दूर हुआ मछली कौ; 
सुनहरी है, सुख-#री है 
धूप का कल्क्‍्ल''| 


जी 


आुऋ्रवाडी / कर 


पूर हुआ बह सूख का ५ 


घूप की आभा से 'भावित हो 
कूंप का नस्दत वन । 
छू का समूह वह 
सिंदूर हुआ मुख्ध का 
मछली की आँखें 
अब दोड़ती हैं सत्र धी 
उगाश्मम की ओर ! 
वियक्र ने अपक्ती अगना को 
दिन-भर के लिए... 
भेजा है उपाश्रम की सेवा में, 
और वह 
आाश्चम के अंग-अंग को 
आँगन को चूमती-सी''' 
सेवानिरत-धूप * ! 

स्थूल है 

रुूपवती रूप-राशि हैं वह 

पर पकड़ में नहीं आती । 

छवन से परे है वह 

प्रभाकर को छोड़ कर 

प्रभ के अनुरूप ही 

सूक्ष्म स्पर्क्त से रीता 

रूप हुआ है किसका ? 

“*'छप का 
मानना होगा 
यह परिणाम-भाव 


उपाश्रम की छाँव का है 
और 


च० / मुकन्वंटी 


सछलो की भूल का 
भंजन ३ क 
चूर हुआ दुःख का। 
एक दृश्य दर्शित होता है 
उपाश्रम के प्रांगण में : 
गुरुतम भाजन है, 
जिसके मुख पर 
वस्त्र बँधा है 
साफ-सुथरा खादी का 
दोहरा किया हुआ 
और 
उसी ओर बढता है कुम्भकार 
बालटी ले हाथ में । 
बडी सावधानी से धार बाँध्र कर 
जल छानता है वह 
धीरे-धीरे जल छनता हैं, 
इतने में ही 
शिल्पी की दृष्टि 
थोडी-सी फिसल जाती है अन्यत्र । 
उछलने को मचलती-सी 
यह मछली 
बालटी में से उछलती है 
और 
जा कर गिरती है 
माटी के पावन चरणों में-**! 
फिर ह 
फूट-फूट कर रोती है 
उसकी आँखें 
संवेदना से भर आती हैं 


सककारी / ;१ 


और 

बेदना से घिर आती हैं 

एक साथ तत्काल 

वे अपूर्वता की प्यासी हैं 

प्रभु की दासीं-सी 

वरीयसी बनी हैं, 

जिन आँखों से 

छूट - छूट कर 

माटी के चरणों को धोती हैं वे 

उजली-उजली अश्र की बूंदें*'! . 
जिन बूंदों ने 
क्षीर-सागर की पावनता 
मूलतः: हरी है 
पीर-सागर की सावणता 
चूलतः श्री है । 

() 


यहाँ पर इस युग से 
यह लेखनी पूछतो है 
कि 


क्या इस समय मानवता 
पूर्णत मरी है ? 

क्या यहाँ पर दानवता 
आ उभरी है' ? 

लग रहा है कि 
मानवता से दानवत्ता 
कही चली गई है ? 

और फिर 


' , ६९ | बृचपरंफी | 


दानवता में दानवत्ता 
कली ही कब थी वह ? 
“वसुधैव कृटुस्नकम्‌' 
इस व्यक्तित्व का दर्शन--- 
स्वाद - महसूस 
इन आँखों को 
सुलभ नहीं रहा अब! 
यदि वह सुलभ भी है 
तो भारत में नहीं, 
महा-भारत में देखो ! 
भारत में दर्शन स्वारथ का होता है । 
हाँ-हाँ ! 
इसना अवद्य परिवर्तन हुआ है 
कि 
“बसुधैव कटुम्बकम्‌ 
इसका आधुनिकीकरण हुआ है 
वसु यानी धन-द्रव्य 
धन ही कुटुम्ब बन गया है 
धन ही मुकूट बन गया है जीवन का । 


अब मछली कहती है माटी से -- 
“कुछ तुम भी कहो, माँ ! 
कुछ और खोल दो 
इसी विषय को, माँ ! 
सो मछली की प्रार्थना पर 
माटी कुछ सार के रूप में कहती है-- 
“सुनो बेटा ! 
यही 
कलियुग की सही पहुचान है 


कुकर / धड 


जिसे... | 
खरा भी अलरा है सदा 
और 
सत्‌-मुग तू उसे मान 
बुरा भी 
शूरा- सा लगा है सदा । | 
पुनः बीच में ही 
निवेदन करती है मछली 
कि 
विषय गहन होता जा रहा है 
ज़रा सरल करो ना ! 
सो माँ कहती है 


समझने का प्रयास करो, बेटा ! 
। सत-प्रुग हो या कलियुग 

बाहरी नहीं 
भीतरी घटना है बह 
सत्‌ की खोज में लगी दृष्टि ही 
सत्‌-युग है, बेटा ! 
और 
असत्‌-विषयों मे ड्बी 
आ-पाद-कण्ठ 
सत्‌ को असत्‌ माननेवाली दृष्टि 
स्वय कलियुग है, बेटा ! 

कलि, काल समान है 

अदय-निलय रहा 

अति ऋर होता है 

और सत्‌ 

कलिका खता समान है 

अतिशय सदय रहा है 


दे |.गकनोदी 


मृदु-पूर होता हैं। 

कलि की आँखों में 

आर्ति का तमस ही 

गहराता है सदा 

और 

स॒त्‌ की आँखों में 

शास्ति का मानस हो 

लहराता है सदा । 
एक की दृष्टि 
व्यष्टि की ओर 
भाग रही है, 
एक की दृष्टि 
समष्टि की ओर 
जाग रही है, 
एक की सृष्टि 
खला-चपला है 
एक की सुष्टि 
कला-अचला है 

एक का जीवन 

मृतक-सा लगता है 

कान्तिमुक्त शव है, 

एक का जीवन 

अमृत-सा लगता है 

कान्ति युक्त शिव है । 

शव में आग लगाना होगा, 

और 


शिव में राग जगाना होगा। 
समझी बात, बेटा ! 


गकभादी / 5५ 

“नासमझ थी, समझी बात, माँ ! 
उलझी थी, अब सुलझी, माँ ! 
अब पीने को 
जल-तस्व की अपेक्षा नहीं; 
अब जोने को 
बल-सत्त्व की अपेक्षा नहीं 
टूटा-फूटा 
फटा हुआ यहू जीवन 
जूड़ जाय बस, किसी तरह 
शाहवत-सत्‌ से, 

“सातत्य बिस से 
बेजोड़ बन जाय, बस ! 
अब सीने को 
सुई-सूत्र की अपेक्षा नहीं । 


जल में जनम लेकर भी 
जलती रही यह मछली 
जल से, जलचर जन्‍्तुओं से 
जड़ मे शीतलता कहाँ, माँ, 


चन्द पलों में 


इन चरणों में जो पाई ' 


मलयाचल का चन्दन 
और 

चेतोहारिणी 

चाँद की चमकती चाँदनी भी 
चित्त से चली गई उछली-सी कहीं 


' मैरी स्पर्शा पर आज । 


हर्षा की वर्षा की है 
तेरो शीतलता ने । 
माँ! शीत-लता हो तुम ! 
साक्षात्‌ शिवाय्नी ! 


५६ / मरुभाटी 
तेरी गोद में ही 
इसे . 


और बोध मिलेगा, माँ ! 

तैरी गोद में ही रे 

फिर शोध चलेगा, माँ ! 

अगणित-गरुणों के ओध का । 
और सुनो, माँ ! 

व्याधि से इतनी भीति नही इसे 

जितनी आधि से है 

और ' 

आधि से इतनी भीति नहीं इसे 

जितनी उपाधि से । 

इसे उपधि की आवश्यकता है . 

उपाधि की नही, माँ ! 

इसे समधी - समाधि मिले, बस ! 

अवधि - प्रमादी नहीं । 

उपधि यानी 

उपकरण - उपका रक है ना ! 

उपाधि यानी 

परिग्रह - अपकारक है ना !” 
और मछली कहती है, 
“इसलिए मुझे 
सल्लेखना दो, माँ ! 
बोधि के बीज, सो 
उल्लेखना दो, माँ !- 
मुझे देखने दो ** 
समाधि को बस देख सक |” 

इस घर मुस्कान खेली हुई 

माटी कहती है : 


अुकमाडटी / ८७ 


“सुल्लेखना, यानी 
काय और कथाय को 
कृश करना हीता है, बेटा ! 
काया को कृश करने से 
कथाय का दम घुटता है, 
'“घुटना ही चाहिए । 
और, 
काया को मिटाना नही, 
मिटती-काया में 
मिलती-माया में 
म्लान-मुखो और मुदित-मुखी 
नहीं होना ही 
सही सल्लेखना है, अन्यथा 
आतम का घन लूटता है, बेटा ! 
वातानुकूलता हो या न हो 
बातानुकूलता हो या न हो 
सुख या दुःख के लाभ में भी 
भला छुपा हुआ रहता है, 
देखने से दिखता है समता की आँखों से, 
लाभ शब्द ही स्वयं 
विलोम रूप से कह रहा है-- 
लाभ भ ला 
अन्त-अन्त में 
यही कहना है बेटा ! 
कि 


अपने जीवन-काल में 
छली मछलियों-से 
छली नहीं बनना 
विषयों की लहरों में 
भूल कर भी 

मत चली बनना ? 


है%१५ 2 


द८ / बुकभाटी 


और सुनो, बेटा 
मासूम मछली रहना, 
यही समाधि की जनी है 


और 
माटी संकेत करती है शिल्पी को 
कि 


“इस भष्यात्मा को 

कृप में पहुँचा दो 

सुरक्षा के साथ अविलम्ब ! 
अग्यथा 

इस का अवसान होगा, 


दोष के भागी तुम बंनोगे 
असहनीय दुःख जिसका 
फलदान होगा ! 
जल छन गया है 
और 
जलीय जन्तु शेष बचे हैं वस्त्र में 
उन्हें और मछली को 
बालटो में शुद्ध जल डालकर 
कप में सुरक्षित पहुँचाता है 
शिल्पी, पूर्ण सावधान होकर । 
कप मे एक बार और 
'दयाविसुद्धों धम्मो' 
ध्वनि गुंजती है 
और 
ध्वनि से ध्वनि, प्रतिध्वनि 


निकलती हुई दोवारों से 

टकराती-टकराती ऊपर आा 

उपाश्मम में लोन 'डबती “सौं ! 
0 


दे 2 
१४ (7000 7 
५ ५) 20 ५ 280 दि 
00 
कि |265 
रे 277 :/08 (8 / 00 225, 
4५ 00 74% 580 
्र गा 
/ १780 कि की ६ ५००६ 
५३ पी) ५१8 ५३९ हि 
५ कर्क 


ज। 


भर 
४३५५ 
अप 5३ 


8०६: 
ध् रा 


८, 





लो, अब शिल्पी 
कंकम-सम मुदु माटी में 
मात्रानुकूल मिलाता है 
छना निर्मेल-जल । 
नतन प्राण फुँक रहा है 
माटी के जीवन में 
करुणामय कण-कण में, 


अलगाव से लगाव की ओर 
एकीकरण का आविर्भाव 


और 

फूल रही है माटी । 
जल्तत््व का स्वभाव था-- 
वह बहाव 

इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव । 
माटी के आणों में जा, 
पाभो के कही. 

लब-आण पात्मा है, 

ज्ञानी के पदों मे जा 
अज्ञानी ने जहाँ 

नब-ज्ञान पाया है । . 
अस्थिर को स्थिरता मिली 
अचिर को चिरता मिली 
नव-नूतव परिवर्तन"! 


६६ / भकमारी 


उसके अंग पर है! 
और वह पर्याप्त है उसे, 
शोत का विकल्प समाप्त है। 

फिर भी, लोकोपचार वश 

कुछ कहती है माटी शिल्पी से 

बाहर प्रांगण से ही -- 

“काया तो काया है 

जड़ की छाया-मापा / 

लगती है जाया-्सी''' 

सो कह 

कम से कम एक कम्बल तो 

काया पर ले लो ना ! 

ताकि और 

चुप हो जाती है माटी 

तुरन्त “फिर 

शिल्पी से कुछ सुनती है-- 
“कम बलवाले ही 
कम्बलवाले होते हैं 
और 
काम के दास होते हैं । 
हम बलवाले हैं 
राम के दास होते हैं 
और 
राम के पास सोते हैं । 
कम्बल का सम्बल 
आवश्मक नहीं हमें 
सस्ती सूती-चादर का ही 
आंदर करते हम ! 
दूसरी बात यहू है.कि | 


जुकगंती / १३ 


गरम जरमवाते ही 
शीत-धरम से 
भव-भोत होते हैं 
और 
नीत-करम से 
विपरीत होते हैं । 
मेरी प्रकृति शोत-शीला है 
और 
ऋतु की प्रकृति भी शोत-पझीला है 
दोनों में साम्य है 
तभी तो अवाधित यह 
चल रही अपनी मीत-लीला है । 
स्वभाव से ही 
प्रेम है हमारा 
और 
स्वभाव मे ही 
क्षेम है हमारा । 
पुरुष प्रकृति से 
यदि दूर होगा 
निश्चित ही वह 
विक्ृति का पूर होगा 
पुरुष का प्रकृति में रमना ही 
मोक्ष है, सार है। 
और 
अन्यत्र रमना ही 
, भ्रमना है 
मोह हैं, संसार है''' / 
और सुनो ! 


शमी-सन्‍्तों से एक 


९४ | शुकलाओो 


सुनों, सही सुनो 
मनोयोग से ! 


सूत्र सिल। है हमें कि -- 
केवल बहु बाहरी 
उद्यम-हीनता नहीं, 
वरनू 
मन के गुलाम मानव की 
जो कामवृत्ति है 

, तामसता काय-स्ता है 
वही सही मायने में 
भीतरी कायरता है ! 


अकाय में रत हो जा ! 


काय और कायरता 
ये दोनों 


अन्त-काल की गोद में विलीन हों 
आगामी अनन्त काल के लिए ! 


यह जो गति आई है 
माटी ने जो किया 


ह। 


फूल-दलों-सी 

पूरी फूली माटी है 

माटी का यह फूलन ही 

चिकनाहट स्नेहिल-भाव का 

आदिम रूप-मूलन है। 

और 

रूखेपन का, देषिल-भाव का 

अभाव रूप उन्मूलन है। 
माटी में 


मकभआांही / ६४ 
जल-पान का परिणाम है, पी का 


पक 
जग तल पक ' ः 
कब उभरेगी इसमें ? 


जब माटी में 
चखिकनाहुट की प्रगति हो 
* और 


अनल का पात करेगी यह । 
माटी की चिकनाहुट को 
अपनी चूलिका तक पहुँचाने 
शिल्पी का आना हो रहा है । 
प्रभात की पावन वेला में 
माटी के हष का पारनहीं 
और 
वही पर पडा-पड़ा 
इस दृश्य का दर्शन करता एक काँटा 
निशा के आँचल में से झाँकता . 
क चकित चोर-सा ! 
माटी खोदने के अवसर पर 
कुदाली की मार खा कर 
जिसका सर अध-फटा है 
जिसका कर अघ-कटा है 
दुबली पतली-सी''' 
कमर - कटि थी उसकी, 
वही त्रव और कटी है, 
जिधर की टाँग टूटी है 
उधर की ही आँख फूटी है, 
और 
अपला अबला उमर पर भी 


३६ [ पूलनारी" 


अशर पड़ा है मार का 

लगभंव वह भी घटी है। 

कहाँ तक कहें 

काटे की कंटीली काया 

दिखतो अब अटपटी-सी है। 

इसमें सन्देह नहीं है, कि 

ब्राण उसके प्राय; कण०्ठ-गत हैं 

इवास का विश्वास नहीं अब, 

फिर भी 

आसमान का आधार आस है ना ! 

तन का बल वह 

कण-सा रहता है 

और 

मन का बल वह 

मन-सा रहता है 

यह एक अकाट्य नियम है। 
हाँ ! यही यहाँ पर घट रहा है 
कण्टक का लन सो पूर्णतः 
ज्वर से घिरा हैं 
फिर भी मिट नहीं रहा वह, 
जी रहा है, 
और उसका मन 
मधुर ज्वार से भरा 
रस पी रहा हैं, 
इस पर 
किसका चित्त चकित नहीं होगा ? 
इस विस्मय का कारण भी सुनो ! 
मन को छल का सम्बल मिला हैं-- 
स्वभाव से ही मत चंचल होता हैं, 

तथापि 


मृकनत़े / ९३ 
इस मन का छल तिश्चल है 
सने माया की शान हैं ना | 
बदला लैना ठान लिया हैं. .. -, | ५ 
शिल्पी से इसमें । 
शिल्पी को शल्यनीड़ा देक र ही 
इस सन को चैन मिलेगा 
वैसे 87 का 
मन बैर-भाव का निधान होता ही है। 
मन की छाँत में ही 
” . मान पनपता है , 
मन का माथा नमता नहीं 
न-'मन' हो, तब कहीं. 
नमन हो समण को. 
इसलिए मन यही कहुता है सदा-- 
| नमन ! नम न !! मम ने !!! 
बादल-दल पिचल जाये, 


किसी भाँति ! काँटे का 
बदले का भाव बदल जाये 
इसी आशय से , 
माटी कुछ कहती है उससे : 
“बदले का भाव वहू दल-दल है... 
कि जिशमें 
बड़े-बड़े बेल ही क्या, 
बल-शाली गज-दल तक 
बुरी तरह फंस जाते हैं 
और .... 
गलकफ्ैसल तक. 
पूरी.तरह धंस जाते हैं । 
७ कक 05 जे के. 


के ६) फलों: 


यदले का भाव वह जनसल है 
जो रे 


जवाता है तन को भी, वेतन को भी 

सय-भव तक ! 
बदले का भाव वह राहु है 
जिसके 
सुदीर्भ विकराल गाल मे 
छोटा-सा कवल बन 
जलेतनरूप भास्वत भानु भो 
अपने अस्तित्व को खो देता है 

और सुनो ! 

बाली से बदला सेना 

ठान लिया था दशानन ने 

फिर क्‍या मिला फल ? 

तन का बल मंथित हुआ 

मन का बल व्यथित हुआ 

और 

यश्ञ का बल पतित हुआ 

यही हुआ ना ! 

श्राहि मां ! त्राहि मां !! त्राहि मां !!! 

यों बिल्लाता हुआ 

राक्षस को ध्वनि में रो पड़ा 

तभी उसका नाम 

रावण पड़ा ।” 


ह 


“हाँ ! हाँ |! बस ! बस | 

अधिक उपदेश से विराम हो, माँ ! 
मात्र दृष्टि में मत नाम हो, मां ! 
मुधवला कास की ओर भी 

कछ आयाम हो माँ, अब ! 


मूँकओडी / ६४ 
>पहाँ बातक्ण हो रहा है 
' : वहाँ निकट में एक 
गुलाब का पौधा खड़ा है. 
सुरभि से मह॒कता । 
और 
! ध्वनि गूंजती है सतेज 
शल-द्खों की ओर से ** 
' कि 
इस बात को हम स्वीका ते हैं 
कि 
दूसरों की पीडा-शल्य में 
हम निभित्त अवध्य हैं 
इसी कारण हम शूल हैं 
तथापि 
सदा! हमें शूल के रूप में हो देखना 
बडी भूल है, 
कभी कभी शूल भी . 
अधिक कोमल होते हैं 
न “फूल से भी 
और 
कभी कभी फूल भी 
अधिक कठोर होते हैं 
. शूल से भी | 
मुदु-मांसल नालीं से 
हमें छ लेती है 
फूली पुष्पाक्ली, बह 
” इस. कठिन चुभन से 
उस मृदुता को कली-कंली 2 
खिल उत्ती है 2022... हक. 


१०० / सूककाहो 


एक अपूर्ष सुल्य-ख्ान्ति 
संवेदित हो बेलती है उसमें । 
फिर तुम ही बताबो ं 

हम घूल कहाँ रहे ? 

वे फूल कहाँ रहे ? 

ह उस वासना की कीड़ा ने 
हम पर आक्रमण किया है, 
हमारी उपासना को 
बड़ी पीड़ा पहुँचाई है 
फिर भी क्‍या बहू फूल 
लूल नहीं है? 
लगता है, कि 
दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है ! 

हमें अपने शील-स्वभाव से 

ज्यूत करने का प्रयास करती हैं 

ललित-लतायें ये" 

हमसे आ लिपटती हैं 

खुलकर आलिगित होती हैं 

तथापि 

हम झूलों की शील-छवि 

विगलित-विधलित नहीं होती, 
नोकदार हमारे मुख पर आकर 
अपने राग-पराग डालती हैं 
तथापि 
रागी नही बना पाती हमें 
हम पर 
दाग नहीं लगा पातीं वह । 


आशातीत इस नाम्षा तक 


अपनी सुरभि-सुगन्ध 


ओ जिस करती रहुतीं 

पर, पर क्या 

इस नासा में बहु 

कहाँ आस जगा पाती ! । 
विस्मित लोचन वाली 
'सस्मित अधरों वाली बहू 
इन लोचनों तक 
कछ मादकता, कुछ स्वादकता 
सरपट सरकाती रहती हैं 
हाव-भाव-भंगों में 

- ताध नाचती रहती हैं 


हमारे सम्मुख सदा सलील ! 
प्राय: यही देखा गया है 
कि 


ललाम चाम वाले 


वाम-चाल बाले होते हैं 

बाहर से -कुछ 

विमल-कोमल रोम वाले होते है 

और 

भोतर से कुछ 

समल कठोर क़ौम वाले होते हैं। 
लोक-ख्याति तो यही है 

कि 

कामदेव का आयुध फूल होता है 
और 
महादेव का आयुध शूल । . - 
एक में पराग है 
सभन राण है 


जिस का.फल संसार है. 


१०२ । सूकल्ाडी 


एक में ब्रिराग हैं  . 
अन॑ध त्याग है 
जिसका फल भव-पार है । 
एक औरों का दम लेता है 
बदले में 
मद भर देता है, 
एक औरों मे दम भर देता है 
तत्काल फिर 
निर्मेद कर देता है । 
दम युद्च है, सुख का स्लोत 
मद दुःख है, सुख्ध की मोत ! 
तथापि 
यह कैसी विडम्बना है, 
कि 
सब के मुख से फूलों की ही 
प्रशंसा होती है, 
और 
शूलों की हिसा ! 
नया यह 
सत्य पर आक्रमण नही है ! 
प्रद्यिमी सभ्यता 
आक्रमण की निषेधिका नहीं है 
अपितु! 
आक्रमण-शीला गरीयसी है 
जिसकी आँखों में 
विनाश की सीला विभीधिका 
घ्रती रहती है सदा सदोदिता 
और । 
महामना जिस ओर 


जभिनिष्कमण कंर गये 


युकसडी / ६०३ 
सब कुछ तज ऋर, बस गये 
नम्त, अपने में मस्त बल गये 
उसी ओर बेड 
ऊरहीं की अनुकरम-निर्देशिका 
भारतीय संस्कृति है 
सुख-शाम्ति की प्रवेशिका है। 

झुलों की अर्था होती है, 

इसलिए 

फूलों की चर्चा होती है । 

फूल अचेंना की सामग्री अवश्य हैं 

ईश के चरणों में समपित होते वह. 

परन्तु 

फूलों को छूते नही भगवान्‌ 

शूल-धारी होकर भी । 

काम को जलाया है प्रभु ने 

तभी ०० तो *०«० 

शरण-हीन हुए फूल 

शरण की आस ले 

प्रभू-चरणों में आते बह; 
ओऔर सुनो ! 
प्रभु का पावन सम्पर्क पा. 
फूलों से विलोम परिणमन 
शूलों मे हुआ है 
कहाँ से यहाँ तक 
औ | 


र्‌ 
यहाँ से कहाँ तक ? 
कय से अब तुक 
और ह 
अब से कब तक? 


१०४ | जकंजाटी 
' *. आदि, आदि” 


सूक्ष्मातिं-सुदेम 
स्थान एवं समय की सूचना 
सूचित होती रहती है 
सहज ही झूलों में। 
अन्यथा, 
दिशा-सूचक यन्त्रों 
और 
समय-सूचक यन्त्रों--घड़ियों मे 
कांटे का अस्तित्व क्यों ? 
यह बात भी हम नही भूलें, 
घन-घमण्ड से भरे हुओ 
की उदण्डता दूर करने 
दण्ड-संहिता को व्यवस्था होती है 
ओऔर 
शास्ता की शासन-शय्या फूलबती नही 
शूल-शीला हो, 
अन्यथा, 


राजसता वह राजसता को 
रानी--राजघानी बनेगी ! 
इसीलिए > तोः ०० 
शिल्पी की ऐसी मति परिणति में 
परिवर्तन - यति वांछित है 
सह्ठी दिशा की ओद-**| 
और 
क्षत-विक्षत काँटा वह 
पुनः कहता है-- 
शिल्पी कम-से-कम 


भुकमादी / २५४ 


इस भूल के लिए .' गा 
झूल से क्षमा-माचना तो करे, माँ |” 
छ- 


अब माटी का सम्बोधन होता हैः 

“अरे सुनो ! 

कुम्भकार का स्वभाव-शील 

कहाँ शात है तुम्हें ? 

जो अपार अपरम्पार 

क्षमा-सागर के उस पार को 

पा चुका है 

क्षमा की मूर्ति 

क्षमा का अवतार है वहू ।* 
इतने में ही 
फोपाग्नि पी पैचानेवाली 
अनुकम्पा पीयूषभरी 
वाणी निकली शिल्पी के सुख से, 
जिसमें 
धीर-गम्भी रता का पुट भी है-- 

खम्मामि, खमंतु मे-- 

क्षमा करता हूं सबको, 

क्षमा चाहता हैं सबसे, 

सबसे सदा-सहज बस 

मैत्री रहे मेरी ! 

येर किससे 

क्यों ओर कब करें? 

यहाँ कोई भी तो नहीं है 

संसार-भर में मेरा वैरी ! 


०६ / गूकनर्दो 

वितयोपजीबी उस पुट ने-- 

कोटि-पुद्दी अश्कन्सा 

तन-वितान को पार कर 

काँटे की सनातन बैतना को 

प्रभावित किया। 
उसुंग उंचाइयों तक 
उठनेवाला ऊश्वंभुखी भी 
इंधन की विकलता के कारण 
उलटा उतरता हुआ 
अति उदासीन अनल सम 
ऋरेध-भाव का शमन हो रहा है। 


पल - प्रतिपल 
पराप-निधि का प्रतिनिधि बना 
प्रतिशोध-भाव का वमन हो रहा है। 
पल - प्रतिपल_ 
पुण्य-निधि का प्रतिनिधि बना 
बोध-भाव का आगमन हो रहा है, 
और ; 
अनुभूति का प्रतिनिधि बना 
शोधघ-भाव को नमन हो रहा है 
सहज - अनायास ! यहां !! 

प्रकृत को ही और स्पष्ट 

प्रकाशित करती-सी यह लेखनो भो 

उद्यम-शीला होती है, कि 

बोध के सिचन बिना 

शब्दों के पोधे ये कभी लहुलहाते नहीं, 

यह भी सत्य है कि 

शब्दों के पोधों पर 


शुमनन्‍्ध मकरन्द-भरे 


बोध के फूल कसी सहकते नहीं, 


श्रुकाइड़ो / १०७ 


फिर |. 
संवेश-स्वाद्य फलों के दल « : 
दोलायित कहाँ और कब होंगे टै”. - 


लो सुनो, मनोयोग से ! 


लेखनी सुनाती है : 


क्षत-विक्षत घूल का दिल 


हिल उठा, 


बोध का फूल जब 
ढलता-बदलता, जिसमे 

वह पक्‍व फल ही तो 

शोध कहलाता है । 

बोध में आकूलता पलतो है 
शोध में निराकलता फलती है, 
फूल से नही, फल से 

तुप्ति का अनुभव होता है, 
फूल का रक्षण हो 

और 

फल का भक्षण हो; 

हाँ (हाँ |! 

फूल में भले ह्वी गन्ध हो 

पर, रस कहाँ उसमें ! 

फल तो रस से भरा होता हो है 
साथ-साथ 

सुरभि से सुरभित भी! 


उसका काउिन्य गले उठा 
शिल्पी के इस शिल्पन से 
अश्न्‌ त-पूर्व बल्पन से । 


॥+ 


इ+५८ / मुकन्तदी 
पश्यासाप के साथ कंटक कहता है 
कि 


“अहित में हित 

और 

हित में अहित 

निहित-सा लगा इसे, 

मूल-गम्य नहीं हुआ 

चूल-रम्य नहीं लगा इसे 

बड़ी भूल बन पड़ी इससे । 
प्रतिकूल पद बढ़ गये 
बहुत दूर “'पीछे* 
अनुकूल पथ रहू गया 
गन्ध को सन्‍्दा कहा 
चन्द को अन्धा कहा 

पीयूष विष लगा इसे 

भूल क्षम्य हो स्वामिन्‌ ! 

इसे एक अच्छा मन्त्र दो, 

परिणाम स्वरूप 

आमूल जीवन इसका 

प्रशम-पूर्ण शम्य हो 

फिर, क्रमशः जीवन मे 

वह भी समय आये -- 

शरणागतों के लिए 

अभय-पूर्ण शरष्प हो 

परम नम्य हो वह भी । 
इस पर शिल्पी कहता है कि : 
“मन्त्र न ही अच्छा होता है 
नाहीबुरा 
अच्छा, बुरा तो 
अपना मन होता है 


्ज अंदमाती | १५६ 


स्थिर मन ही बहु . . 
महाभनन्‍्त्र होता है 
और 
अस्थिर मन ही हे 
पापतन्त्र स्वच्छन्द होता है, 
एक सुथ का सोपान है 
एक दुःख का सोपान है । 
पुन” झूल जिज्ञासा व्यक्त करता है ॥ 
कि प 
“मोह क्‍या बला है 
और 
मोक्ष क्या कला है ? 
इन की लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं, . 
सक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। 


लम्बो, गगन चूमती व्याख्या से 
मूल का मूल्य कम होता है 
सही मूल्यांकन ग्रुम होता है । 
सात्रनुकूल भजे ही 
दुग्ध में जल मिला लो 
दुग्ध का माधुये कम होता है अवद्य ! 
जल का चातुय्यं जम जाता है रसना पर !” 
कण्टक की जिज्ञासा समाधान पाती है 
शिल्पी के सम्बोधन से । 
“अपने को छोड़कर 
पर-पदार्थ से प्रभावित होना ही 
मोह का परिणाम है 
और 
सब को छोड़कर 
अपने आप में भावित होना ही 


६१९ | सूंकलादी 
मोक का घास है ।” पु 
यह सुनकर तुरन्त ! 
घन्य हो ! धन्य हो ! 
फह उठा कथ्टक पुनः 
आज इसने 
सही साहित्य-छाँव में 
अपने आप को पाया हैं 
झिल-मिल झिल-मिल 
मुक्ता-मोती-सी लगती हैं 
आपके मुख से निकलती 
शब्द-पं क्तियाँ ये 
लक्षणा का उपयोग-प्रयोग 
विलक्षण है यह, हे 
बहुतों से सुना, पर 35380 
बहुत कम सुननें को मिला यह । 
और 
उयजना भी आप की मिरंजना-सी लगती है 
विशिध व्यंजन विस्मृत होते हैं । 
यदि सुविधा हो, 
बड़ी कृपा होगी, 
उदार बन कर 
अभिधा की विधा भी सुधारूं-- 
सुनाओ"*'तो'“'सुनूँ स्वासिन ! 
साहित्य शब्द पर हो तो | 
फिर कहना ही क्या, 
सर्वोत्तम होगा सम-सामयिक !” 
शिल्पी के शिल्पक-सभनि में 7 
साहित्य शब्द ढलता-सा ! । 


भुककारी / (६६ 


न्‍ “हित से जो मुक्तः-शमस्थित॑हीता है 
यह सहित माना है ...' 
और 
सहित का भाव ही 
साहित्य बाना है, 
अर्थ यह हुआ कि 
जिस के अवशोकन से ' 
सुद्ध का' समुद्भव-सम्पादन हो 
सही साहिस्य ग्ही है 
अभ्यथा, 
सुरक्षि से विरहित पुष्प-सम 
सुख का राहित्य है कह 
सार-शुन्य शब्द-झ्षण्ड **! 

इसे, यूँ भी कहा जा सकता है 
कि 
शान्ति का श्वास लेता 
सार्थक जीवन ही 
स्रष्टा है शाइवत साहित्य का । 
इस साहित्य को 
आँखें भी पढ़ सकती हैं 
कान भी सुन सकते हैं 
इस की सेवा हाथ भी कर सकते हैं 
यह साहित्य जोवन्त है ना !” 


इस बार “'तो'''काँटा 
कान्ता-समागम से भी 
कई गुना अधिक 

आनन्द अनुभव करता है 
फटा माया होकर भी * 


११२ / गृषाणाटी 


संलहित्य का सन्‍्यत करता 

अस्मथ-मथक बना वह 

उसका माथा “*! 

साहित्य-रस में डूबा 

भोर-विभोर हो 

एक टाँग वाला, पर 

नतेन में तत्पर है काँटा ! 
मस्द-मन्द हँसता-हँसता 
उसकी हूंता 
एहसास कराता हैं शिल्पी को 

कि 


सदा-सदियों से हँसा तो जीता है 
दोषों से रीता हो, 

परन्तु सब की वहू काया 

पीड़ा पहुंचाती है सब को 

इसीलिए लगता है, अन्त में इस 
काया का दाह-संस्कार होता हो । 

है काया | जल-जल कर अग्नि से, 
कई बार राख, खाक हो कर भी 
अभी भी जलाती रहती है आतम को 
बार-बार जनम ले-ले कर ! 


() 


इधर, यह लेखनी भी कह उठी 

प्रासंगिक साहित्य-विषय पर, कि 
लेखमभी के धनी लेखक से 
और 
प्रवचन-कला-कुशल से भी _ 


जुबाबादों / ११३ 

कई भुका अधिक 

सप्रहिह्यिक रक् को 

अत्मसात्‌ करता है 

श्रद्धा से अभिभूत्त ओता जो । 
प्रवचन-अश्रवण-कला-कुशल है; 
हँस-राजहूंस सदश 
क्षीर-मीर-विवेक-शील ! 

यह समुचित है कि 

रसोइया की रसना 

रस-दार रसोई का 
रसास्वादन क्रम कर पाती है । 
क्योंकि, 

प्रवबन-काल में प्रवचनकार, 
लेखन-काल में लेखक 


दोनो लौट जाते हैं अतीत में । 
उस समय प्रतीति मे 
न रस रहता है 
न ही नीरसता की बात, 
केवल कोरा टक राव रहता हू 
लगाव रहित अतीत से, बस ! 
छा 
- शिल्पी का आगमन हो रहा है 
साटी की ओर ! 
फूली माटी को रौंदना है 
रौंद-रौंदक र उसे हि 
े ब्लोंदा बनाना है 
/.. रांवन क्रिया भी बह 


पद की... + 


तक कक 


११४ / चुकमोदी 
ह ह॒वेलियों से सम्भव नहीं 
सिनिर्घेता की अधिकता 
माटी में और लाना है सा ! 
गोंद बनाना हैँ उसे 
पंगतलियों से ही सम्भव है यहू 
कारण कि 
कर्सव्य के क्षेत्र में 
कर प्रायः कायर बनता है 
और 
कर माँगता है कर 
वह भी खुल कर ! 
इतना ही नहीं, 
मानवत्ता से निर बाता है 
: मानवता लेगिर जाता है;' 

इससे विपरीत-शील है पाँव का 

परिश्रम का कायल बना यह 

पूरे का पुरा, पच्चिअम कर 

प्रायः बायल बनता है 

और 


. पाँव नता से मिलता है 


, पावनता से खिलता है। 


लो ! यकायक यह क्या बटने को **! 
श्वास का सूरण बहू 
अस्ताचल की ओरखरकता-सा'** 
शिल्पी का दाहिंता पद 
जैंतना से रहित हो रहा है 
खून का बहाव थे जिसमें 

उसमें अब 


खून का जमाव हो रहा है। 


ह सूकककी / (१५ 
है और हि रे 8९. २* । 
दूसरा पद कुछ पर्दी को कहता है... 
पद-पद पर प्रार्थना करता है प्रथु से 
' कि 


क्र 


पदाभिसाषी बनकर 

पर पर पद-पात न करूँ, 
उत्पात न करूं, 

कभी भी किसी जीवन को 
पद-दलित नहीं करू, है प्रभों ! 
हे प्रभो ! और यह 

केसे सम्भव हो सकता है ? 
शान्ति की सत्ता-सती 
माँ-माटी के भाथे पर, पद-निकषेप ***! 
क्षेम-कूशल-क्षेत्र पर 

प्रसथ की बरसात है यह । 
प्रेम-बत्सल शैल पर 

अदय का पविषात है यह । 
सुख-शान्ति से 

दूर नहीं करना है इस युग को 
और 

दुःख-क्लान्ति से 

चूर नहों करना है। 


माटी में उतावली की 
लहर दौड़ आती है 
स्थिति आवली की भो 
जहर छोड़ जाती है 
कि 


११६ / चूशभादी 

यहाँ से अब आने 

क्या चटता है पता नहीं ! 

उस घटना का भटक बह 

किस रूप में उभर आगेगा सामने 

'और 

उस रूप में आया हुआ उभार वह 

कन तक टिकेगा ? 

उसका परिणाम क्रियात्मक होगा ? 

यह सब भविध्य की गोद में है 

परस्तु, 

भवन-भूत-भविष्य-बेसा 

भगवदू-बोध में बराबर भास्वत है। 
माटी की बहू मति 
मन्दमुली हो मौन में समातो है, 
म्लास बना शिल्पी का मन भी 
नमन करता है मौन को, 
पदों को आशा देने में 
पूर्णेतः: असम रहा 
भऔर मन के संकेस पाये बिना 
भला, मुख भी क्‍या कहे ? 

इस पर रसना कह उठी कि 

“अनुचित संकेत की अनुअरी 

रसना ही 

रसातल की राह रही है 

यानी ! जो जीव 

अपनी जीभ जीतता है 

दुःख रोतता है उसी का 

सुख-मय जीवन बीतता है 

खिरंजीव बनता वही 


मूकबादही / ११७ 


और 
उसी की बनती वचनावली 
सस्‍्व-पर-दुःख-निवा रिंसी 
संजीवनी बटी''*! | 
जलना, अनुवित चलनां 
और कूचसना-- 
ये तीन बातें हैं । 
प्रसंग चल रहा है कुचलने का 
कचली आयेगी माँ माटी''! 
फिर भला 
क्‍या कहूँ, क्‍यों कहें 
किस विधि कहूँ पदों को ? 
और, गम्भीर होती है रसना। 
महकती इस दुर्गेन्ध को 
शिल्पी की नासा ने भी 
अपना भोजन बना सिया 
तभी ०५ तो ० 
माटी को कुश्वलने की 
अनुमति प्रेषित नहीं करती वह 
इस घुणित काये की निन्‍दा ही करती है, 
और 
थोड़ा-सा अपने को मरोड़ती, 
फूलती-सी नासा 
पदों का पुरा समर्थन करती है 
कि 
, पदों का इस कारये से विराम लेता 
न्यागोतित है और पदोचित भी ! 
बाल-भागु की भाँति 
विशाल-भाल को स्वर्णाश्ा को 


१६८ / भुकेशारों ' 
कुन्दित-भंगित होती देख 
शिल्पी की दोनों आँखें 
अपनी ज्योति को 
बहूत दूर“ भीतर भेजती है. 
और हार बन्द कर लेती हैं। 
इससे यही फलित हुआ कि 
इस अवसर पर आँखों का 
अमुपस्थित रहना ही 
होमहार अनयथे का असमर्थन है । 
ये आँखें भी 
बहुत दूरदर्शिनी हैं; 
थोड़े में यूँ कहूँ 
शिरुषी के अंग - अंग और उपांग 
उत्तमांग तक 
उसी पथ के पथिक बने हैं 
जिस पथ के पथिक पद बने हैं। 
माटी और शिल्पी 
दोनों निहार रहे हैं उसे 
उनके बीच में मौन जो खड़ा है 
मौन से कौन वो बड़ा है ? 
मौन की मौनता गोण कराता हो 
गौर 
मौन गुनगुनाता है 
उसे जो सुने, वही बड़ा है मोन से । 
बोल की काया वह 
अवधि से रची है ना ! 
ढोल की माया वह 
परिधि से बची है पा ! 


परन्तु सुनो ! 


“ओ माँ माठी ! 


शूकमादी / ११४, 


पोल की छाया की 
अवधि सोमा कहाँ | 


बढ़ 

सबकी निधियों की निधि है 
कोष की जाग्रा-सी 

सवियों से शुत्रि है ना ! 

माटी की ओर मौन मुड़ता है पहसे 
भोम समान 

मौन यलता-पिघलता है 

और 

मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका । 
मृदु - मीठे मोदक-सम 

समतामय शब्द-समूह 

निकलता है उसके मुख से : 


घझिल्‍्पी के विषय मे तेरी भी 
आस्था अस्थिर-सी लग रही है । 
यह बात निश्चित है कि 


जो खिसकती-स रकती है 

सरिता कहलाती है 

सो अस्थाई होती है । 

और 

सागर नही सरकता 

सो स्थाई होता है 

परन्तु, 

सरिता सरकती सागर की ओर हो ना ! 
अन्यथा, 


सखरिता रहे, न सागर-! 


यहूं सरकन ही सरिता की समिति है, 


१२९ | सुरूमादों 
यहुं निरखन ही सरिता की प्रसिति है, 
बस यही तो आत्था कहलातो है । 
जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने की, 
और -' * ह 
आस्था के बिना जाचरण में । 
आनन्द आता नहीं, भा सकता नहीं । 
फिर, ५ 
आस्थावाली सक्षियता ही 
निष्ठा कहलाती है, 
यह बात भी ज्ञात रहे ! 
निगुढ़ निष्ठा से निकली 
निशिगन्‍धा की निरी महक-सी 
बाहरी-भीतरी वातावरण को 
सुरभित करती जो 
बही निष्ठा की फलवती 
प्रतिष्ठा प्राणप्रतिष्ठा कहलाती है, 
जन-जन भविजन के मन को 
सहलाती - सुहाती है। 
धीरे-धीरे प्रतिष्ठा का पात्र 
फंलाव पाता जाता है 
पराकाष्ठा की ओर जब 
प्रतिष्ठा बहुती - बहुती 
स्थिर हो जाती है जहां 
वही तो समीचीना संस्था कहलाती है । 
यूँ क्रम-क्रम से 
“ऋम' बढ़ाती हुई 
सही आस्था ही.बह 
निष्ठा-अतिष्ठाओं में से होती हुई 
सच्चिदानन्द संस्था की 


, अकामाली / १२१ 
सदा - सदा के लिए 


क्रय - विक्रम से मुक्त 
अव्यय अवस्था पाती है, माँ ! 
और ' 
मौन अपने में डूबता है । 

“अरे मौन ! सुन ले जरा 

कोरी आस्था की बात मत कर तू 

आस्था से बात कर ले जरा!” 

यूँ माटी को आस्था में ललकारा 

मोन को, जो सम्मुख खड़ा है । 
“मं पाप से मौन हूं 
तू आस्था से मौन, 
पाप के अतिरिक्त-- 
सबसे रिक्त है तू ! 
आँखों की पकड़ में आशा जा सकती है 
परन्तु 
आस्था का दक्क्षत आस्था से ही सम्भव है 
न आँखों से, न आशा से । 

नींब की सृष्टि वह 

पुण्यापुण्य से रची इस 

चर्म-दृष्टि में नहीं 

अपितु पिस, 

आस्था की पधर्म-दृष्टि में ही 

उतर कर जा सकती है।'' 
बाहुर जाई अ।स्था माटी की बह 
गहरी स्ति में लोटती हुई 
मुड़कर सोस को निटा रती-सी 


बोड़ी लाल भी हो आई उसकी आँखें ! 


१२२ / कृकशाओ , 

' मौन को डराती शुई तरन्‍्त 
उसकी, ख़त आँखों पर 
,.. , शिल्पी की. नीली शाँखें 
तीलिमा छिडकालूीं पल-भर ! 
शिल्पी ने तन के पक्ष को | 
विपक्ष के रूप में देख, 
दूसरे पक्ष चेतम को 
सचेत किया, यह कह कर 
कि - 
“तन, मन, वचन ये , . 
ब्रार-बार बहु बार मिलने हैं, 
और । 
प्राप्त स्थिति पूरी कर 
तरलदार हो पिघले ह, 
मोह-मूढ़तावश 
इन्हें हम गले लगाये 
परन्तु खेद है, 
पुरुष के साथ रह कर भी 
पुरुष का साथ नहीं वेले ये । 
प्रकृति ने पुरुष को आज तक हे 
कुछ भी नहीं दिया ह 
यदि दिया भी है. 'तो''* 
रस-भाग नहीं, खोखा दिया है 
कोरा धोखा दिया है। ही 
घोखा दिया ! धोखा ही सही 
यूँ बार - बार कह, उसे भी 
' पुरुष ने, अश्ों के जल से 

धो, खादिया' 
और भाज भी ४. 


बुकमाटी / १२३ 
पामर पुरुष मौका देखे रहा है 
कुछ अपूर्थ पाने का प्रकृति से"! 
चेतन अब शिल्पी को हज 
अपना आशय बताता है: ' 
“बेसन बाल बतन को ओर 
कम ध्यान दे वाते हैं 
और 
जैतन वाले तने की ओर 
कब ध्यान दे पाते हैं ? 
इसोलिए तो” 
राजा का मरण वह 
रण में हुआ करता है 
प्रजा का रक्षण करते हुए, 
और 
महाराज का मरण वह 
वन में हुआ करता है 
ध्वजा का रक्षण करते हुए 
खिस ध्वजा की छाँव में 
सारी धरती जीवित है 
सानन्द सुखमय दवा[स स्वीकारती हुई !” 


हा 


प्रकृति की आकृति मे 

तुरन्त ही बिकृति उदित हो आई है १ 

सुन कर अपनी कटु आलोचना 

और * ॥ 
लोहिता श्ुभिता हो आई १५ ५४ कई 
उसकी लोहममी लोचना ! हक के फेर 4 


१२४ / बृकयारी: 


प्रछर किरणाद्खी फूटतीं अचसे . 
जिस आलोक से उसका ललाठ-तल 
जालोकित हुआ, जिस पर 
कुछ पंक्तियाँ लिखित हैं: ] 
“प्रकृति गह़ी, पाप-पुंज पुरुष है, 
प्रकृति की संस्कृति-परम्परा 
पर से पराभूत नहीं हुई, 
- अपितु 
अपनेपन में तत्परा है ।' 
पुरुष को पुरुषार्थ के रुप में 
कुछ उपदेश और ! 
“अपने से विपरीत पनों का पूर 
पर को कदापि मत पकड़ोी 
सही - सही परखो उसे, हे पुरुष ! 


किसी विध मन में 
मत पाप रखो, 
प्र, खो उसे पल-भर 
परखो पाप को भो 
फिर जो भी निर्णीत हो, 
हो अपना, लो, अपनालो उसे ! 

फिर 

सुक्ष्मा ति-सुक्ष्म दोष की पकड़, 

ज्ञान का पदार्थ की ओर 

ढुलक जाना ही 

परम बाते पीड़ा है, 

और 

ज्ञान में पदार्थों का 

झलक आना हो -- 


परमार्थ क्रीड़ा है 


बुकभादी / १२२ 


एक दीजता के भेथ में है. 

हार से लग्जित है, 

एक स्वाधीनता के देश में है 

सार से सज्जित है । 
पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, 
प्रकारान्तर से चेतन भी 
उसकी चपेट में आया | 

शुणी. के ऊपर चोट करने पर 

गुणों पर प्रभाव पढ़ता ही है 
“आषात भूल पर हो 
द्र॒म सुख जाता है, 
दो मूल में सलिल तो '** 
पूरण फूलता है । 


सो ! शिल्पी का बेतन सब्चेत हो 
स्व-पर कतंव्य पर प्रकाश डालता-सा ! 
पुरुष का प्रकृति पर नहीं, 
चेतन पर 
चेतन का करण पर नही, 
अन्त:क रण-- मन पर 
मन का तन पर नहीं, 
करण--गण पर 
और 
करण गण का पर पर नही, 
तन पर 
नियन्त्रण शासन हो सदा । 
किन्तु * 
तन ज्ञासित ही हो ; 
किसी का भी वह झाप़्क-निमस्सा न हो, 
भ्ोग्य होने से! . 





१५६ / भुलणाही 

और 

सबें-सर्वा शासक हो पुरुष 

शुर्णों का समूह गृणी, संवेदक 

भोकता होने से ! 
जैतन की क्रियावती शक्ति 
जो बिना वेतन वाली है 
सक्रिय होती है 
केतन की इस स्थिति को 
अनुमति प्रेषित करती 
शिल्पो के अप्तरों पर 
स्मिति उभर आती है। 

उत्योग का अन्तरंग ही 

रगीन ढंग वो 

योगों में रंग लाता है 

शिल्पी के अंग-अंग 

चालक हे चालित यन्त्र-सम 

संचालित होते हैं 

और सर्वे-प्रथम 

शिल्पी का दाहिता चरण 

मंगलाचरण करता है 

शने: शने: ऊपर उठता हुआ 

फिर 

माटी के माथे पर उतरता है । 

जन्द्रमा की चाँदनी को तरसती 

चतुरी चक्रवी सम, 

शिल्पन-चरण का स्वागत करती माटी 

अपना माथा ऊपर उठाती हुई। 
उपरिल मीचे की ओह 
मिचचली ऊपर की ओर 


शेर 
7+ बज 


अुकमाी / २२७ 
झट-पट झट-पट घ्द 
उलटी-पलटी जाती माटी ! 


जिल्‍पी के पदों ने अनुभव किया 
असम्भवग को सम्भव किया--सम लगा, 
लगा यह मृद्रुता का परस 


बार पर परख रहा है 

परम-पुरुष को कहीं 

जो परस की पकड से प्रे है 
यहाँ पर 
मखमल मार्देब का मान 
मरसिटा-सा लगा। 
आमख्र-मंजुल-प्रंजरी 
कोमलतम कोपलों की मस॒णता 
भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर, 
अपने उपहास को सहन नहीं करती 
लज्जा के चुधट में छुपी जा रही है, 
और 
कुछ-ककछ कोपवती हो आई है, 
अन्यथा. 
उसकी बाहरी-पतली त्वचा 
हलकी रंक्तरेंजिता लाल क्यो है ? 

माटी की मृदुता, मोम की माँ 

अप रह न सको 

शूप रहस रह न सका 

बोल पड़ी वहं-- ! 

“बाहों, सुनो, सुनातो हूं | 

- कुछ सुनने-सुताने को वाते : 


११८ | ऋूकाकको 


उस सत्ता का 

किस तरह 

गतिश्षय बता दूँ 

परिचय-पता दूं तुम्हें ! 
जिन आँखों में 
काजल-काली 
करुणाई बहू 
छलक आई है, 
कुछ सिखा रही है--- 
चेतन की तुम 
पहचान करो***! 
जिन-अधरों में 
प्रांजल लाली 
अरुणाई यह 

* झलक आई है, 

कुछ दिला रही है-- 
समता का नित 
अनुपान करो, 
जिन गालों भें 
मांसल वाली 
तर्णाई वह 
दुलक आई है, 
कुछ बता रहो है-- 
समुचित बल का 
बलिदान करो***! 

जिन बालों में 

अलि-गुण हरिणी 

कूटिलाई वह 

भनक आई है 

कुछ सता रही है-- 


खुकमाह़ी / १३६ 


काया का मत - +- ' 

सम्मान करो] ४५ हे ; 

जिन-अरणों में 

सादर आली 

चरणाई वह 

पुलक आई है 

गुनगुना रही है-- 

पूरा चल कर 

विश्राम करो***! । 

. ओर सुनो ! 

ओर-छोर कहाँ उस सचा का ? 

तीर-तट कहाँ गुरुमतता का ? 

जो कुछ है प्रस्तुत है 

अपार राशि की एक कणिका 

बिन्दु की जलॉजलि सिन्‍्यु को 

वह भी सिन्धु में रह कर ही। 

यूं कहती-कहती 

मुदिता माटी की मुदुता 

मौन का घूँघट मुख पर लेती | 
(] 


पूरा चल कर विश्राम करो ! ' 

इस उक्त ने 

शिल्पी के चेतन को सचेत किया हे 
और ह 

मन को मथ ढाला 

पूरी स्फूति आई तन में 

जो शिथिल-डइलथ हो आया था। 
ह्‌ 


१३० / मूँकगांटी 


रौंदन-क्रिया और गति पकड़ती है 
माटी की गहराई में ा 
डबते हैं शिल्पी के पद आजानु ! 
पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से 
लिपटती हुई प्रकृति, माटी 
सुगन्ध की प्यासी बनी 
चन्दन तरु-लिपटी नागिनन्सी'''! 

लिपटन की इस क्रिया से 

महासत्ता भाटी की बाहुओं से 

फूट रहा वीर रस 

और 

पूछ रहा है शिल्पी से वह्‌ 
कि 

क्यों स्मरण किया गया है 

इसे क्‍यों बाहर बुलाया गया है ? 

वीरों से स्तुत यह 

वीर रस प्रस्तुत है, 

सदियों से वीर्य प्रदान किया है, 

थुव को इसने !/ 

लो ! भरी लो प्याला भर-भर कर 
विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी ! 
युग-बीर बनो ! महावीर बनो ! 
अक्षत-वीये बनो तुम ! 

अब शिल्पी का वोये बोलता है 

“वीर रस में, कि 

“तुम नही में बोल रहे हो ! 

इस वियय में हमारा विश्वास 

दृढ़ृतर बन चुका है, 

कि... 


! भूकमलो / १4१. 
वीर रस से शीर का ब्रिलता' 
कभी सम्भव नहीं. 
और 
पीर का सिटना 
तिकाल असम्भव ! 
आगे का यांग पाता है 
शीतल-जल भी, 
शनेः: शने' 
जलता-जलता, 
उबलता भले ही । 
किन्तु सुनो | , 
घध्कती अग्नि को भी नियन्त्रित कर 
बुझा सकता है उसे 
परन्तु, 
वीर-रस के सेवन करने से 
तुरन्त मानव-खून 
खूब उबलने लैंगता है 
काब्‌ में आता नही वह 
दूसरों को शान्त करना तो दूर, 
शान्त माहौल भी खौलने लगता है 
ज्वालामुखी-सम । 
और 
इसके सेवन से' 
उद्द क-उहण्डता का असिरेक 
जीवन में 'उदित्त होता है, 
पर पर अधिकार चलाने की भूख 
इसी का परिणाम है । 
बबूल के टूँठ की भाँति 
मान का मूल कड़ा होता है 


$ + 


१६१५ / भृकभारी 


और खड़ा होता है पर की खकारता . 
पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है, - 
मान को धक्का लगते ही 
वीर रस चिल्लाता है, 
आपा भूलकर आग बबूला हो 
पुराण-पुरुषों की परम्परा को दुक राता है। 
मनु की नीति मानव को मिद्धी थी 
उसका विस्मरण हुआ या मरण ? 
पहला पद वही हो- . 
मान का मनन जो 
अगला पद सही हो 
मात का हनन हो, 
वह भी आमूल ! भूल न हो |” 
बीर रस की अनुपयोगिता 
और 
उसके अनादर को देख 
माटी की महासत्ता के अधरो से 
फटले-फिस खते हुए 
हास्म्र-रस ने ठहाका मारा 
शिल्पी की ओर : 
/“बीर रस का अपना इतिहास है 


बोरों को उसका अहसास है 

उसके उपहास का साहस मत करो तुम ! 
जो वोर नहीं हैं, अवीर हैं 

उन पर कया, उनकी तस्वीर पर भी 
जवीर छिटकाया नहीं जाता ! 

हाँ, यह बात निराली है 

जाते समय अर्थी पर सुला कर 

भत्ते ही छिटकाया जाता हो'** 


अंकतसदी / १३३ 


उनके इतिहास पर 

न रोना बनता है, न हँसना ! 

यूँ कहते-कहते हास्य रस ने 

एक कहावत कह ढाली 

कहुकहा हूट के साथ-- 

आधा भोजन कीजिए 

दुगुणा पानी पीव । 
तिग्रुणा श्रम चउग्रुणी हँसी 
वर्ष सवा सौ जीव !' 
प्रसन्‍नता आसन्‍्न भव्य की आाली है. 
प्रसन्‍नता एक आश्रय, दिंग्य डाली है 
जिस पर'* 

गुणों के फूलों-फलों के दल हु 
सदा-सदा दोलायित होते हैं । 

“ओरे हँसिया ! 


हँस-हँस कर बहूस मत कर 
हास्य रस की कीमत इतनी मत कर ! 
तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं है, 


हँसी की बात हम स्वीकार नही सकते 

सत्य-तथ्य की भाँति किसी कीमत पर !” 

शिल्पी ने यूँ फिर से कहा--- 
“बेद-भाव के विनाश हेतु 
हास्य का राम आवश्यक भले ही हो 
किन्तु बेद-भाव के विकास हेतु 
हास्य का त्याग अनिवायय है 
हास्य भी कथाय है ना ! 

हँसन-शील 


प्रायः उतावज्षा होता है 
कार्याकार्य का विवेक 


है३४ / मुरुमारी 


गम्भीरता धीरता कहाँ उसमें ? 

बालक-सम बावला होता है बह 
तभी तो***! 
स्थित-प्रन्न हँसते कहाँ ? 
मोह-माया के जाल में 
जत्म-विज्ञ फंसते कहाँ ?”” 


अपनी दाल नही गलती, लख कर 

अपनी चाल नहीं चलती, परख कर 

हास्य ने अपनी करवट बदल ली । 

और ' 

साथी का स्मरण क्रिया, जो 

महासत्ता माटी के भीद्व र, बहुत दूर 

रहस-रसातल मे उबलता 

कराल-काला रोौद्र रस 

जग जाता है ज्वलनशील 

हृदय-शून्य अदय-मूल्यवाला, 
घटित घटना विदित हुई उसे 
पित्त क्षुभित हुआ उसका 
पित्त कृपित हुआ 
भुकूटियाँ टेढ़ी तन गईं 
आँख की पुतलियाँ 
लाल-लाख तेजाबी बन गई । 

देखते-देखते गरुब्वारे-सी 

फड़फड़ाती लस्‍्बी 

नासा फूलती गई उसकी। 
अगर बाती को अगरबाती का 
योग नहीं मिलता तो*** 


भुकाकी / १३६ 


बात दूसरी थी''अधूड़ी थी, 
मयर बात पूरी हुई, . 
8 भीतर बराबर बारूद भरा हुआ- था ही 
फिर क्या पूछना ! 
ताक में से बाहर की ओर 
सघस घूम-मिश्चित कोष की लपटें 
लपलपाती लाली बहने लगी 
अब वहू नाक खतरनाक लगने लगी । 
लगता है, 
कोप की कोषिका नाक ही है 
“ताक में दम कर रक्‍्खा है' सबका 
मनाक भी सन्‍्देह नहीं इसमें । 
“सतो ग्रुण के सत्त्व की 
इति का यहाँ अवभासन हुआ 
राजसी - तामसी की 
अति का यहाँ अब भाषण हुआ'' 
अधिक परिचय मत दो-- 
निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र से 
सोम की सोम्य मुद्रा में . 
“रुद्रता विक्ृति है विकार 
समिट-शीला होती है, 
भद्गता दे प्रकृति का प्रकार 
अमिट-लीला होती है । 
ओर सुनो ! 
यह सूम्ति सुस्ी सहीं क्या | 
आमद कम अर्चा ज्यादा 
लक्षण है मिठ जाने का 
कूबत कम गुस्सा ज्यादा 
लक्षण है पिट जाने का 


१३६ / भृंफलांदों 
बस, इसी वीच कुछ 
उल्टी स्थिति उभरती है 
सिल्‍्पी की मति बिगड़ती है, 
भीतर से बाहर, बाहर से भीतर 
एक सांथ, सात-सात हाथ के 
सात-सात हाथी आा-जा सकते 
इतना बड़ा ग्रुफा-सम 
महासत्ता का महाभयबानक 
मुख छुला है 
जिसकी दाढ़-जबाड़ में 
सिदूरी आँखोंवाला भय 
बार-बार घूर रहा है बाहर, 
जिसके मुख से अध-निकली लोहित रसना 
लटक रही है 
और 
जिससे टपक रही है लार 
लाल-लाल लहू की बूंदें-सी 
अगम-अतल पाताल-सम 
उस मुख में 
दृष्टि फिसलती-फिसलती लुप्त हुई मेरी 
पद फिसलते-फिसलते टिक गए 
“तीर पर मेरे 
ओर 
प्राण निकलते-निकलते रुक गए 
पीरपर मेरे। ,. 
आँखों में चक्कर आ गया 
उसने मुझे देखा 
“कुछ धुँधला-सा दिल्ला मुझे भी 
वह भय | हाँ भय |! महाभयव !!! 


अकासडी / १९७ 


यूँ ! चिरर्‌ खिरर घिल्लाती 
बचाओ '* बचाओ: बचाओ ! 
इसकी रक्षा करो, क्‍या नहीं ? 


बताओ स्वामिन !/” 
और 
शिल्पी की छाती से चिपकती 
भीति से कंपती हुई शिल्पी की मति । 
तुरन्त, 
मति के सिर पर फिरता है 
अभय का हाथ शिल्पी का 
बस इतना पर्याप्त ! 

हलकी-सी चेतना आती है 

मति की पलकों में । 

और 

हलकी-सी चपलता भाती है 

ललाट-तल पर पड़ी 

मति की अलकों में । 


एक ओर अभय खड़ा है 

एक ओर भय जड़ा है 

और 

बीच में 

भयाभयवाली उभयवती 
*'खड़ी है मति 

देखो“*किस ओर झुकती '* सो 

भय के चगुल में जा फेसती है 

या 

अभय के मंगल में आ बसती है। 

कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि 

अभया बनती है मति 


१ई८ / मृश्याही 


पुरुष का प्रभाव पडा उस पर 


*“*प्रभूत [ 

प्रकृति का प्रभाव आप दब गया 
' 'अभूत । 

[0 


लो ! रण को पीठ दिखा रहा है 
वीर को अवीर के रूप में 
रोद को रुग्ण-पीडित के रूप में 
और 
भय को भयभीत के रूप में 
पाया ! 

इस अद्भुत घटना से 
विस्मय को बहुत विस्मय हो आया । 
उसके विशाल भाल में 
ऊपर की ओर उठती हुई 
लहरदार विस्मय की रेखाएँ उभरीं, 
कुछ पलो तक विस्मय की पलके 
अपलक रह गई ! 
उस की बाणी मूक हो आई 
ओर 
भूख मन्द हो आई। 

विस्मय की यह स्थिति देख 

श्र गार-मुख का पानी भी 

लगभग सूखने को है 

और 

विसय-रसिकों की सरस कथा 

मयूख-अन्ध हो आई ! 


पे 


| सूकमाड़ी / १३६ 


अम्धों विषयान्धों को 
प्रकाश की गन्ध कब मिलेगी भगवन्‌ ? 
ु यूँ दी्घ-श्वास लेता शिल्पी |. 


फिर उभरे सम्ब्रोधन के स्वर-- 
“जो अरस का रसिक रहा है 
उसे रस में से रस आये कहाँ ? 


जो अपरस का परस करता है 
क्या वह परस का परस चाहेगा ? 
और जो 
सुरभि दुरभि से दूर रहा है 
उस की नासा वह 
किस सौरभ की उपासना करेगी ? 


एक बात और -- 

तन मिलता है तन-धारी को 

सुरूप या कुरूप, 

सुरूप वाला रूप में और निखार 

” कुरूप वाला रूप में सुधार र 
लाने का प्रयास करता है 
आभरण-आभृषणों पश्यू गारो से । 


परन्तु 

जिसे रूप की प्यास नहीं है, 

अरूप की आस लगी हो 

उसे कया प्रयोजन जड़ ज्यूगारों से ! 
रस-रसायन की यह 
ललक और चखन 
पर-परायन की यह 
परख और लखन 
कब से सल रही है 
यह उपासना वासना की ? 


१४० / भुकगरटी 


यह चेतना मेरी 
जाया चाहती है, 
दक्ष में बदलाहट, 
काम नहीं अब । 
“राम मिले ! 

कितनी तपन है यह ! 

बाहर और भीतर 

ज्वालामुखी हवायें ये ! 

जल-सी गई मेरी 

काया चाहती है 

स्पर्श में बदलाहट, 

घाम नहीं अब, 

«न्‍धाम मिले ! 

इन दिनों भीतरी आयाम भो 


बहुत कुछ आगे बढा है, 


मनोज का औोज वह 

कम तो हुआ है 

तत्त्व का मनन-मथन 

बहुत हुआ, चल भी रहा है । 
अब 

मन थकता-सा लगता है 

तन रुकता-सा लगता है 

अब झाग नही, 

“'पाग सिले ! 


मानता हूं, इस कलिका में 
सम्भावनायें अगणित हैं 

किन्तु, यह कलिका 

कली के रूप में कब तक रहेगी ? 


मृकलक्ती / १४१ 


'इस की भीतरी संघि से 
सुगन्धि कब फूटेगी वह ? 
उस घट के दर्शन में 
बाधक है यह घूँघट 
अब राग नहीं, 

““पराग मिले ! 
लो, और मिलता है श गार को 
शिल्पी से सम्बोधन रूप धन -- 
“है श्य गार ! 
स्वीकार करो या न करो 
यह तथ्य है कि, 
हर प्राणी सुख का प्यासा है 
परल्तु, 
रागी का लक्ष्य-बिन्दु अर्थ रहा है 
और 
त्यागी-विरागी का परमार्थ ! 
यह सूक्ष्म अभेद्य भेद-रेखा 
बाहरी आदान-प्रदान पर 
आधारित नहीं है, 
भीतरी घटना है स्वाश्वित 
अपने उपादान की देन ! 

सही अलंकार, सही क गार-- 
भीतर झह्ाँको, आँको उसे है प्तू गार !” 

शुगार की कोमलता से पूछता यह ; 
“किसलय ये किसलिए 

किस लय में गीत गाते हैं ? 

किस बलय में से आा 

किस वलय में क्रीत जाते हैं ? 

और 

अन्त-अन्त में दवास इनके 


१४२ / भूकपाटी 
किस लय में रीत जाते हैं ? 
किसलय ये किसलिए 
किस लय में गीत गाते हैं"? 
अर्थ और परमार्थ की सूक््मता 
कुछ और उजाले मे लाई जाती है: 
“अन्तिम भाग, बाल का भार भी 
जिस तुला में तुलता है 
बहू कोयले की तुला नहीं साधारण-सी, 
सोने की तुला कहलाती है असाधारण ! 
सोना तो तुलता है 
सो '““अतुलनीय नही है 
ओर 
तुला कभी तुलती नही है 
सो''अतुलनीय रही है 
परमार्थ तुलता नहीं कभी 
अर्थ की तुला में 
अर्थ को तुला बनाना 
अथंशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है 
और 
सभी अनर्थों के गतं मे 
युग को ढकेलना है। 
अरथेशास्त्री को क्या ज्ञात है यह अर्थ ?” 
इस प्रसंग में 'स्वर' का ह 
स्मरण तक नहीं हो सका 
यूँ दबे-मुख से निकले 
हगार के कुछ स्वर ! 
स्वर को भास्वर ईदवर की उपमा भिली है। 
“ईहबर ने भी स्वर को अपनाया 


सुकताही / १४१ 
स्वर के जिना स्व!गत किस विध सम्भव है , 
शाश्वत भास्कत सख का ! ' 
स्वर संगीत का प्राण है 
संगीत सुख की रीढ़ है 
और 
सुख पाना ही सब का ध्येय 
इस विषय में सन्देह को गेह कहाँ : 
निःसन्देह कह सकते हैं-- 
विदेह बनना हो'' तो 
स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी 
हे देहिन्‌ ! हे शिल्पिन !” 
इस पर साफ-साफ कहता है 
शिल्पी का साफ-सुथरा साफा 
खादी का-- 
पुरुष और प्रकृति के सधर्ष से 
खर-नध्वर प्रकृति से 
उभरते हैं स्वर ! 
पर, परम पुरुष से नहीं । 
दुस्वर हो या सुस्व॒र 


सारे स्वर नव्वर है । 
भले ही अविनव्वर हों 
ईश्वर परमेश्वर ये 
परठु, 
उनके स्वर तो नव्वर ही हैं ! 
श्रवण-सुख सो 
स्वर में निहित क्‍यों न हो, 
कुछ सीमा तक--प्राथमिक दशा में 
अविनए्वर सूख का बाह्य साधन 


स्वश् रहा हो 


१४४ / शुकभादी 


तथापि, - 2 
स्वर न ही ध्येय हैं, न उपादिय 
स्वर न ही अमेय है, न सुधा-पेय 
साधक यह जान ले भली-भाँति !” 
और 
चिन्तन की मुद्रा में डबता है शिल्पी - 

“ओ श्रवणा ! 

कितनी बार 

श्रवण किया स्वर का 

ओ मनोरमा ! 

कितनी बार 

स्मरण किया स्वर का 

कब से चल रहा है 

संगीत - गीत यह 

कितना काल अतीत में 

व्यतीत हुआ, पता हो, बता दो***! 

भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक 

दोनों बहरे अंग रहे 

कहाँ हुए हरे भरे 

है नीराग हरे ! 


अब बोल नही, माहौल मिले ! 
संगीत को सुख की रीढ़ कहकर 
स्वयं की प्रशंसा मत करो 
सही संगीत की हिंसा सत करो 
रे श्रूगरार ! 

संगीत उसे मानता हूँ 

जो सगातीत होता है 

और 

प्रीति उसे मानता हूँ 


। | । मृत्माडी / (२४ 


जो अंगातीत होती है 
भेरा संगी संगीत है 
सप्त-स्वरों से अतीत"! 
अ्गार के अंग-अंग ये. 
खंग-उतार शील हैं 
युग छलता जा रहा है 
,. और 
अ्यु गार के रंग-रंग ये 
अंगा र-शौल हैं, 


युग जलता जा रहा है, 
इस अपाय का मिवारक उपाय 


“मिला इसे आज 
अपूर्व पेय के रूप में ! 
तन का खेद टल कर ४ 
चूर होता है पल मे 
मन का भेद धुल कर 
दूर होता है पल में 
इस का पान करने से । 
भेरा संगी संगीत है 
समरस नारंगी-शीत है । 
किसी वय में बंध कर 
रह सक ! रहा नहीं जाता 
और 
किसी लय में सध कर 
कह सके ! कहा नहीं जाता। 
मेरा संगी संगीत है 
मुक्त नंगी रीत है। 


(१४६ / मुक़णारी 


अगर सागर की ओर 
दृष्टि जाती हैं, 
गुरु-गा रव-सा 
फल्प-काल वाला लगता है सागर; 
अगर लहर की ओर 
दृष्टि जाती है, 
अल्प-काल वाला लगता है सागर। 
एक ही वस्तु 
अनेक भंगों में भंगायित है 
अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित ! 
मेरा संगी संगीत है 
सप्त-भगी रीत है । 
सुख के बिन्दु से 
ऊब गया था यह 
. दुःख के सिन्धु में 
डूब गया था यह, 
कभी हार से 
सम्मान हुआ इसका, 
- कभी हारसे 
अपमान हुआ इसका। 
कहीं कुछ मिलने का 
लोभ मिला इसे, 
कहीं कुछ मिटने का 
क्षोभ मिला इसे, 
कहीं सगा मिला, कही दगा, 
भटकता रहा अभागा यह ! 
परन्तु आज, 
ग्रह सब वैधम्य मिट-से गयें हैं 
जब से'' मिला '' यहूं 


परकमादो / १४७ 


मेरा संग्री खंगीतः है 
' स्वस्थ अंधी जीत है । 


स्वर को नश्वरता $ 
और सारहीनता सुन कर 
जे गार के बहाव में बहने वाली 
नासा बहने लगी प्रकृति की । 
कुछ माढ़ा कुछ पतला 
कुछ हरा, पीला मिला- 
मल निकला, देखते ही हो घृणा ! 
जिस पर मक्षिकायें 
जो राग की जनिकायें हैं 
विषय की रसिकायें हैं 
भिनभिनाने लगीं सो*** 
ऐसा लगता है कि 
बीभत्स-रस ने भी 
श् गार को नकारा है 
चुना नहीं उसे ! 
अन्यथा 
सब की नासिका से 
अनुनासिक'** 
नका रात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है ? 
उपरिल-अधर पर चिपकता हुआ 
निचले अधर पर भी उतरता आया 
बह मल ! 
और 
अ्यू गार की रसना ने उतका स्वाद जिया 
: ब्रढ़े ही चाय से 


१४८ / यकभाटी 
जिसे देख कर 
ज्ूगार की अज्ञता पर 
सब रसों को मूल-जतिका स्रोतस्विनी 
प्रकृति माँ कृषित हो आई 
और 
आुगार के गालों पर 
दो-चार चाटें दिये, 
बाल-लाल के गाल ये 
प्रबाल सम लाल हो आये 

सुत को प्रसूत कर 

विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से 

माँ का सतीत्व वह 

विश्रूत - सार्थक नहीं होता 

प्रत्युत, 

सुत-सन्तान की सुसुप्त शक्ति करो 

सचेत और 

शत-प्रतिशत सशक्त-- 

साकार करना होता है, सतू-सस्कारों से । 

सन्‍्तों से यही श्र्‌ति सुनी है । 

सन्तान की अवनति मे 

निम्नह का हाथ उठता है माँ का 

और 

सनन्‍्तानब की उन्नति में 

अनुग्रह का माथ उठता हैमाँका 

और यही हुआ-- 

प्रकृति माँ की आँखो में 


रोती हुई करुणा, 
बिन्दु-विन्दु कर के 
दम-बिन्दु कै रूप में 


फ सुक्षभाटी / १४६ 


करुणा कह रहो है 
कण-कण को कुछ : 
“परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में 
बहुत हुआ, वह गलत हुआ |, 
5 मिटामे-मिटने को क्‍यों तुले हो 
इतने सयाने हो ! 
जुटे द्वो प्रलय कराने 
विय से धुले हो तुम ! 
इस घटना से बुरी तरह 
माँ घायल हो चुकी है 
जीवन को मत रण बनाओ 
प्रकृति माँ का वृण सृखाओ ! 
सदय बनो ! 
अदय पर दया करो 
अभय बनो ! 
सभय पर किया करो अभय को 
अमृत-मय वृष्टि ह 


सदा सदा सदाशय दृष्टि 

रे जिया, समष्टि जिया करो ! 
जीवन को मत्त रण बताओ 
प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ ! 

अपना ही न अंकन हो 

पर का भी मूल्यांकन हो, 

पर, इस बात पर भी ध्यान रहे 

पर की कभी न वांछन हो. 

पर पर कभी न॑ सांछन हो ! 
जीवन को मत रण बनाओ 
प्रकृति माँ का न मन दुखाओ ! 


१६% / सूकआडी 


जीवत-जगत्‌ क्या ? 
आशय समझ्षो, आशा जीतो ), 
आशा ही को पाशा समझो” 


फिर, गम्भीर हो कुछ और कहती माँ 


करुणा-- 
“कषेरे रोने से यदि 
तुम्हारा मुख खिलता हो 
सु मिलता हो तुम्हें 
लो! मै रो रही'*'हूँ 
और रो सक्षती हूँ 
और 
मेरे होने से यदि 
तुम्हारा दिल धुकू-धुकू करता हो 
हिलता हों, घबराहट से दुखत्ना हो 
लो, इस होने को खोना चाहूँगी, 
चिरकाल तक सोना चाहूँगी, 
प्राथेना करती हूँ प्रभु से, कि 
शीघ्रातिशीत्र 
मेरा होना मिट जाय 
मेरा अस्तित्व अशेब-रूप से 
शूम्य में मिल जाय, बस ! 
इस पर प्रभु फर्माते हैं कि 


होने का मिटना सम्भव नहीं है, बेटा ! 

होना ही संघर्ष-समर का मीत है 

होना ही हे का अमर गीत है। कै 
मैं क्षमा चाहती है तुमले , 
तुम्हारी कामना थूरी नहीं हो सकी 
है भोकता-पुरुष ! 


भुकमाडी / १३१६ 


इससे इस लेखनी का गला भी 

भर आता है, माँ का समर्थन करता हुआ--- 
“कभी किसी दशा परे 
इस को आँखों में 
करुणाई छलक आती है 
और 
कभी किसी दशा पर 
इस की आँखों में 
अरुणाई झलक भाती है 
क्या करूँ 
विश्व की विचित्रता पर 
रोज या कं हुंसूँ'**? 

बिलखती इस लेखनी को 

विश्व लखता तो है 

इसे भरसक परखता भी है 

ईश्वर पर विश्वास भी रखता है 

और 

ईइवर का इस पर गहरा असर भी है 

पर, इतनी ही कसर है कि 

वह असर सर तक ही रहा है, - 

अन्यथा 

सर के बल पर क्यों चल रहा है, 

आज का मानव ? 

इस के चरण अचल हो चुके हैं माँ ! 

आदिम ब्रह्मा आदिस तीर्थंकर 

आदिताथ से प्रदर्शित पथ का 

आज अभाव नहीं है माँ ! 


परस्तु, 
उस पावन पथ पर 


१५२ / भुंकमादो 


' बृब उग राई है खूब ! 
वर्षा के कारण नहीं, 
चारित्र सेदूर रहकर , : 
केवल कथनी में करण! रस घोल 
धर्मामृत-वर्षा करने वालो को 
भीड़ के कारण ! 
आज पथ् दिखाने वालों को 
पथ दिख नहीं रहा है, माँ ! 
कारण बिदित हो है-- 
जिसे पथ दिखाया जा रहा है 
यह स्वयं पथ पर थलना चाहता नहीं, 
औरों को चलाना चाहता है 
और 
इन चालक, चालकों की संख्या अनगिन है। 


क्या करूं ? 

जो कुछ घट रहा है 

लिखती हूं उसे 

उस का रस चखती हूं 

फिर बिलखती हूँ '' 

लिखतो हू“'माँ! 

लेखनी '* जो रही" 
ए) 


शिल्पी को 'स्तब्ध देख 

क्या करुणा की पालड़ी भी हलकी पड़ी ? 
इतनी बाल की खाल तो मत निकालो-- 
कहुती-कहती करुणा रो पड़ी ! 


खानी / १४३ 
इस पर शिक्षवी कहता है : 
“रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, 
बिना रोये करुणा का 
प्रयोग भी सम्भव नहीं । 
करुणा का होना 
और 
करुणा का करना 
इन दोनों में अन्तर है, 
तथापि 
इतनी अति अच्छो नही लगती ! 
इस बांत को मानता हूँ 
कि 
बिना खाद-डले खेत की अपेक्षा 
खाद-ढले खेत की वह 
फसल लहलहाती है, 
परन्तु 
खाद में बीज बोने पर तो 
फसल जलती - दहुदहाती है । 
हाँ, हाँ !! 
अनुपात से खाद-जल दे दिया खेत को 
बीज बिखेर दिये खेत में 
फिर भो वे अंक्रित नही होते 
माटी का हाथ उन पर नही होने से । 
इतना ही नहों 
जिन बीजों पर 
माटी का भार-बबाव बहुत पड़ा हो 
वे भी अंकूरित हो 
नहीं जा सकते भू-पर 
दम चुट खाता है उनका भोतर ही भीतर । 


.._ १५४४ | भुकमांकर 


करणा हैय नहीं, 
करुणा की अपनी उपादेयता हैं 
अपनी सीमा 
फिर भी, 
करुणा की- सहो स्थिति समझना है। 
करुणा करने वाला 
अहूं का पोषक भले ही न बने, 
परल्तु 
स्वथं को गुरु-शिष्य 
अवश्य समझता है 
और 
जिस पर करुणा की जा रही है वह 
स्वय को शिशु-शिष्य 
अवश्य समझता है । ई 
दोनों का मन द्रवीभूत होता है 
शिष्य शरण लेकर 
गुरु शरण देकर 
कूछ अपुर्व अनुभव करते है । 
पर इसे 
सही सुख नही कह सकते हम । 
दुख मिटने का 
और 
सुख-मिलने का द्वार छुला अवध्य, 
फिर भी ये दोनों 
दुःख को भूल जाते हैं इस घड़ी में ! 
करुणा क रने वाला 
अधोगामी तो नहीं होता, 
किन्तु 


अधोमुखी यानी-- 


अकनाही / १५१५ 


बहिर्मुखी अवश्य होता है + 
और | 
जिस पर करुणा की ज। रही है, वह . 
अधोमुखी तो नहीं, 
ऊध्वेमुखी अवश्य होता है। 
तथापि, 
ऊध्वेंगाभी होने का कोई निम्रम नहीं है। 
करुणा की दो स्थितियाँ होती हैं-- 
एक विषय लोलुपिनी 
दूसरी विषय-लोपिनी, दिशा-बोधिनी । 
पहली की चर्चा यहाँ नही है 
चर्चा-अर्चा दूसरी की है ! 
“इस करुणा का संवाद 
किन शब्दों में कहें ! 
गर यकीन हो 
नमकीन आँसुओ का 
स्वाद है वह !' 
इसीलिए 
करुणा रस में 
शान्त-रस का अन्तर्भाव मानना 
बड़ी भूल है। 
उछलती हुई उपयोग की पॉरिणति वह 
करुणा है 
नहर की भाँति! 
और 
उजली-सी उपयोग की परिणति बह 
शान्त रस है 
नदी की भाँति ! 
नहर खेत से जाती है 


१६६ / बूकभादी 

दगहू को मिटाकर्र 

सुद्ध पाती है, और 

नदी साथर को जाती है 
' राहु को मिटाकर 

सुख पाती है। 


विक््य को ओर विशद करता चाहूँगा-- 

धूल में पडते ही जल 

दल-दल में ब्रदल जाता है 

किन्तु, 

हिम की डली वो 

धूलि में पडी भी हो 

बदलाहट सम्भव नहीं उसमें 

ग्रहण-भाव का अभाव है उसमे । 

और 

जल को अनल का योग मिलते ही 

उसकी शीतलता मिटती है 

और वह 

जलता है, ओरो को जलाता भी ! 

परन्तु, । 

हिम की डली को 

अनल पर रखने पर भी 

उस की शीतलता मिटतो नही है 

और वह 

जलती नहीं, न जल्लाती औरों को । 
लगभग यही स्थिति है 
करुणा और शान्तरस की । 

करुणा त्तरल है, बहती है 

पर से प्रभावित होती झट-सी । 


भुकभरदी / १४७ 


शान्त-रस किसी बहाव में ः 

बहुता नहीं कभी 

जमाना पलटने पर भी 

जमा रहता है अपने स्थान पर । 

इस से यह भी ध्वनि निकलती है कि 

करुणा में वात्सल्य का 

मिश्रण सम्भव नहीं है 

और 

वात्सल्य को हम 

पोल नहीं कह सकते 

न ही कपोल-कल्पित । 
भहाससा माँ के 
गोल-गोल कपोल-तल पर 
पुलकित होता है यहू वात्सल्य । जे 
करुणा-सम वात्सल्य भी ग 
इत-भोजी तो होता है 
पर, ममता-समेत मौजी होता है, 
इस में 
बाहरी आदान-प्रदान की प्रमुखता रहती है, 
भीतरी उपादान गोण होता है 
यही कारण हुँ, इसमें 
अव्वैत मौन होता है । 

सह-धर्मी सम 

आचार-विचारों पर ही 

इस का प्रयोग होता है 

इसकी अभिव्यक्ति 

मुदु मुस्कान के बिना 

सम्भव ही नहीं है । 

वात्सस्य-रस फे आस्वादन में ड्र्ज्ल 


नी 


१५५ / मुंच्मादी . 


हलकी-सी मघुरता फिर 

क्षण-भंगु रता झ्षलकत्ती है 
ओस के कणों से 
न ही प्यास बुझ्ती, न आस 
बुक्षता बस इबास का दीया बह ! 
फिर तुम ही बताओ, 
वात्सल्य में शान्त-रसत का 
अस्तर्भाव कैसा ? 

माँ की गोद में बालक हो 

माँ उसे दूध पिला रही हो 

बालक दूध पीता हुआ 

ऊपर माँ की ओर निहारता अवदध्य, 

अधरों पर, नयनों में 

और 

कपोल-युगल पर । 

क्रिया-प्रतिक्रिया की परिस्थिति 

प्रतिकलन किस रूप में है-- 

परीक्षण चलता रहता है 

यदि करुणा या कठोरता 

नयनों मे झलकेगी 

कुछ गम्भीर हो 

रुदनता की ओर मुड़ेगा वह, 

अध रों की मन्द मुस्कान से 

यदि कपोल चंबल स्पन्दित होते हो 

ठसका लेगा वह ! 

यही एक कारण है, कि 

प्रायः माँ दूध पिलाते समय -- 


अपने अंचल में 
बालक का मुख छिपा लेती है । 


भूकशाट़ी / १४६ 
याती, 
शान्त-रस का संवेदन वह 
सानन्द - एकान्त में ही हो 
और तब 
एकाकी हो संवेदी वह! 
रंग और तरय से रहित 
सरवर के अन्तरंग से 
अपते रंभशहीन या रंगीन अग का 
संगम हीना ही संगत है 
शान्त-रस का यही संग है 
यही अंग ! 
करुणा-रस जीवन का प्राण है 
घम-घम समीर-पर्मी है । 
बात्सल्य-जीवन का त्राण है 
धवलिम नीर-धर्मी है । 
किन्तु, यह 
इंत-जगत की बात हुई, 
शान्त-रस जीवन का गान है 
मधुरिम क्षी र-धर्मी है। 
करुणा-रस उसे माना है, जो 
कठिनतम पाषाण को भी 
मोम बना देंता है, 
वात्सल्य का बाना है 
जघधनतम नादान को भी 
..._ स्रोम बना देता है। 
किन्तु, यह लौकिक 
चमत्कार की बात हुई, 
शास्त-रस का क्या कहें, « 


१६० / भूकमादी 
संयम-रत घीमान को ही 
'ओम्‌” बना देता है। 

। जहाँ तक शान्त रस की बात है 
वह आत्मसात्‌ करने की ही है 
कम शब्दों में 
नि्षध-मुख से कहें 
सब रखों का अन्त होना ही-- 

. शान्‍्त-रस है। 
यूँ गुनगुनाता रहता 
सन्‍्तों का भी अल्त:प्रान्स वह । 
“धन्य ! 
ट्र 


रस-राज, रस-पाक 

शान्त रस की उपादेयता पर 

बल देती हुई पूरी होती है 

इधर माटी की रौंदन-क्रिया भी । 

और 

पर्वेव-शिखर की भाँति 

धरती में गड़ी लकड़ी की कील पर 

हाथ में दो हाथ की लम्बी लकड़ी ले 

» अपने चक्र को धुमाता है शिल्पी । 
फिर 


घूमते चक्र पर 
लौंदा रखता है माटी का 
लौंदा भी घूमने लगता है-- 
चक्रवत्‌ तेज-गति से, 

| कि ! 
माटी कुछ कहती हैं शिल्पी से, , 


मूकभाहों / १६१ 


“सु धातु गति के अर्थ में जाती हे, 

से यानी समीचीन 

सार यानी सरकना''' 

जो सम्यक सरकता है 

बह संसार कहलाता है | 

काल स्वयं चक्र नहीं हैं 

संसार-चक्र का चालक होता है वह 

यही कारण है कि 

उपचार से काल को चक्र कहते हैं 

इसी का परिणाम है कि 

चार गतियों, चौरासी लाख योनियों में 

चबकर खाती आ रहीं हूँ । 
लो, आपने कुलाल-चक्र पर 
और रख दी इसे ! ' 


कंसा चक्‍कर आ रहा है 
घूम रहा है माथा इसका 
उतार दो इसे'“'तार दो !” 

फिर से उत्तर के रूप में 

माटी को समझाती हुई 

शिल्पी की मुद्रा : 
“चक्र अनेक-विध हुआ करते हैं 
संसार का चक्र वह है जो 
राग-रोष आदि वैभाविक 
अध्यवसान का कारण है; 
चक्री का चक्र वह है जो 
भौतिक-जीवन के 
अवसान का कारण है, 


परन्तु 


१६२ / भूककारी 


कुलाल-चक्र यह, वह सान है 
जिस पर जीवन चढ़कर 
अनुपम पहलुओं ले निखर जाता है, 
पावन जीवन की अब शान का कारण है। 

हाँ, हाँ ! तुम्हे जो चक्कर आ रहा है 

उसका कारण कुलाल-चक्र नही, 

परन्‌ 

तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वह 

क्योंकि 

परिधि की ओर देखे से 

चेतन का पतन होता है 

और 

परम-केन्द्र की ओर देखमे से 

चेतन का जतन होता है। 

परिधि में म्रमण होता है 

जीवन यूं ही गुज्जर जाता है, 

कैन्द्र में रमण होता है 

जीवन सुखी नज़र आता है । 
और सुनो, है 
यह एक साधा रण-सी बात है कि 
चकक्‍क रदार पथ ही, आखिर 
गगन चूमता 
अगम्य पर्वत-शिखर तक 
पथिक को पहुंचता हू 
बाघा-बिन बेशक !”” 


अब, सहजरूप से सवे-प्रथम 
संकल्पित होता है शिल्पी, 


बुकनाही / १६१३ 


उसके उपयोग में 
बाकृत होता हे कुम्भ का आकार ! 
प्रासंगिक आ्राकृत हुआ, 
शान शेयाकार हुआ, 
और ध्यान ध्येयाकार ! 
मन का अनुकरण तन भी करता है, 
कुम्भकार के उभय कर 
कम्भाकार हुए, 
प्राथमिक छुवन हुंआ 
माटी के भीतर अपूर्व पुलकन 
आत्मीयता का अथ-सा लगा | 
लो, रह-रह कर 
तरह-तरह की माटी की मंजुल छवियाँ 
उभर-उभर कर ऊपर आ रहीं, 
क्रम-क्रम से तरंग-क्रम से 
रहस्य के घूँघट में निहित थीं-- 
जोचिर से! 
रहस्य के घूँघट का उद्घाटन 
पुरुषार्थ के हाथ में है 
रहस्य को सूँधने की कड़ी प्यास 
उसे ही लगती है जो भोक्‍ता 
संवेदय-शील होता है, 
यह काल का कार्य नहीं है, 
जिसके निकट - पास 
करण यानी कर नहीं होता है 
वह पर का कुछ न करता, न कराता । 
जिसके पास 
. चरण - चर नहीं होता है 
वह स्वयं ने चलता पम भर भी 


१६४ / मृझणाटी 
न ही चलाता पर को । 
काल निष्क्रिय है ना ! 
ऋय-विक्रय से परे है गह । 
अनन्त-काल से काल 
एक ही स्थान पर आसीन है 
पर के प्रति उदासीन***! 
तथापि 
इस भाँति काल का उपस्थित रहना 
यहाँ पर 
8 «के प्रत्येक कार्य के लिए अनिवाये है; परस्पर यह 
४ 8४ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जो रहा ! 
 मान-घमण्ड से अछती माटी 
” पिण्ड से पिण्ड छडाती हुई 
कम्म के रूप में ढलती है 
' कृम्भाकार धरती है 
धति के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। 
वैसे 
निरन्तर सामान्य रूप से 
वस्तु की यात्रा चलती रहती है 
अबाधित अपनी गति के साथ, 
फिर भी विशेष रूप से 
विकास के क्रम तब उठते हैं 
जब मति साथ देती है 
जो मान से विमुक्ष होती है 
और 
विनाश के क्रम तब जुटते हैं 
जब रति साथ देती है 
जो मान में प्रमुख होती है । 
उत्थान-पतन का यही आमुख है । 


मूकभाकी / १६४ 
घृत से भरा घट-सा 
बड़ी सावधानी से घिल्पी ने 
चक्र पर से कुम्भ को उतारा, 
घरती पर ! 
दो-तीन दिन का 


अवकाश मिला | 
सो "कुम्भ का गीलापन ६ है 
मिटसा गया: गे " 

सो ''' कुम्भ का ढीलापन हे श्र 2 
सिमट-सा गया । के श्र धर 
आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है श्र 
कुम्भ को उठा लिया है हाथ मे । हे ््े 
और फिर, 

एक हाथ में सोट ले 


दूजे से ओट कर ६.8 श्र 


कुम्भ की खोट पर चोट की है। 


हाथ की ओट की ओर देखने से 
दया का दक्षैन होता है, 

मात्र चोट की ओर देखने से 
निर्देयता उफनती-सी लगती हूँ 


परन्तु, " 
चोट खोट पर है ना ! 
साबधानी बरत रही है; 
शिल्पी की आँखें पलकती नहीं हैं 
तभी तो बढ 
इसमे कुम्भ को सुन्दर रूप दे 
घोटम-घोट किया है 
कुम्भ का गला न घोट दिया ! 

& 


१६६ / मुकमाटी - 


कुछ तत्वोद्धाटक 

संख्याओं का अंकन 

विचित्र लित्रों का चित्रण 

और 

कविताओं का सृजन हुआ है कुम्भ पर ! 

६९ और € की संख्या 

जो कुम्भ के कर्ण-स्थान पर 

आभरण-सी लगती अंकित हैं 

अपना-अपना परिचय दे रही हैं | 
एक क्षार संसार की द्योतक है 
एक क्षीर-सार की । 
एक से मोह का विस्तार मिलता हैं, 
एक से मोक्ष का द्वार खुलता है 
€& संख्या को 
दो आदि संख्याओं से गुणित करने पर 
भले ही सख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्त र, 
परत्तु 
लब्ध-संख्या को परस्पर मिलाने से 
९ की संख्या ही शेष रह जाती है। 

यथा : 

६€६>८२७-१६८, १६-८5 १८, १+ ८८८६ 

६६ >८३--२६७, २+६-+-७८८ १८, १--८८८६ 

६६ ३८४5७-३६६, ३+६+ ६८८ १८, १५ ८८-६ 

इसी भाँति गुणन-क्रम । 

€ की सख्या तक ले जाइए 

और 

६ की संख्या को 

दो आदि संख्या से गुणित करने पर 

संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी 


मुकंसाटी / १६०७ , 


परस्पर मिलाने पर 

ज्यों की त्यों ९ की संख्या ही शेष रहती है, 

यथा : 

€+८२७- १८, १+ए८र-८६& 

€»८ ३४०२७, २०७७६ 

६८४४-३६, रे+ ६5६ 

इसी भाँति गुणन-क्रम 

€ की संख्या तक ले जाइए 

और आयेगी, रहेगी, दिखेगी केवल € 
यही कारण है कि 
६९ वह 
विघन-माया छलना है, 
क्षय-स्वभाव वाली है 
और 
अनात्म-तत्त्व की उद्योतिनी है; 
और € की सख्या यह 
सघन छाया हूँ 
पलना है, जीवन जिसमें पलता है 
अक्षय स्वभाव वाली है 
अजर-अमर अविनाशी 
आत्म-तत्त्व की उद्बोधिनी है 
विस्तरेणालम्‌"'*! 

ससार €& का चबकर है 

यह कहावत चरितार्थ होती है 

इसीलिए 

भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 

€ ६ हेय हो और 

ध्येय हो ६ 

नव-जीवन का स्रोत ! 


१६५ / मुशभत्दी ह 


कुम्भ के कप्ठ पर , 
एक संछया और अंकित हैं, 
वह है ६३ 
जो पुराण-पुरुषों की 
स्मृति दिलाती है हमें। 
इस की यह विशेषता है कि 
छह के मुख को 
तोन देख रहा है 
और 
तीन को सम्मुख दिल्ल रहा छह ! 
एक'दूसरे के सुख-दुःख में 
परस्पर भाग लेता 
सज्जनता की पहचान है, 
और 
औरों के सुख को देख, जलना 
औरों के दु:ख को देख, खिलना 
दुर्जनता का सही लक्षण है । 
जब 
आवर्श पुरुषों का विस्मरण होता है 
तब 
६३ का विलोम परिणमन होता है 
यानी 
३६ का आममन होता है। 
तीन और छह इत दोनों की दिशा 
एक-दूसरे के विपरीत है । 
विचारों की विक्रृति ही 
आचारों को प्रकृति को 
उलटी करवट दिलाती है। 


कलह-संधर्ष छिड़ जाता है परस्पर। 


ह जकानादी / १६६ 


फिर क्या बताता ! 
३६ के आगे 
एक और तीन की संरु्या जुड़ जाती है, 
कुल मिलाकर 
तीन सौ त्रेसठ मतों का उद्भव होता है 
जो परस्पर एक-दूसरे के 
खून के प्यासे होते हैं 
जिनका दर्शन सुलभ है 
आज इस धरती पर ! 
( 
कुम्भ पर हुआ वह 
सिंह और श्वान का चित्रण भो 
बिन बोले ही संदेश दे रहा है-- 
दोनों की जीवन-चर्या-चाल 
परस्पर विपरीत है । 
पोछे से, कभी किसी पर 
धावा नहीं बोलता सिंह, 
गरज के बिना गरजता भी नहीं, 
और 
बिना गरजे 
किसी पर बरसता भी नहीं-- 
यानी 
मायाचार से दूर रहता हैँ सिंह । 
परन्तु, इबान सदा 
पीठ-पीछें से जा काटता दै, 
बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है । 
जीवन-सामग्री हेतु 


दीनता की उपासना 


१७० / भुकमाएी 


कभी नहीं करता सिंह ! 

जब कि 

स्वामी के पीछे-पीछे पूंछ हिलाता 
इवान फिरता है एक टुकड़े के लिए। 


सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता ।, 
किसी कारण वश 
बन्धन को प्राप्त हुआ सिंह 
पिजड़े में भी 
बिना पट्टा ही धूमता रहता है, 
उस समय उसकी पूंछ 
ऊपर उठी तनी रहती है 
अपनी स्वतन्व॒ता-स्वाधिमान पर 
कश्नी किसी भाँति 
आँच आने नही देता वह ! 
और द्वान 
स्वतन्त्रता का मूल्य नहीं समझता, 
पराधीनता-दीनता वह 
इवान को चुभती नही कभी, 
इ्वान के गले में जंजीर भी 
आभरण का रूप धारण करती है । 
और भी विशेष यह कि ह 
इवान को पत्थर मारने से, वह 
पत्थर को ही पकड़कर काटता है 
मारक को नहीं ! 
परन्तु 
घिह विवेक से काम लेता है 
सही कारण की ओर ही द 
सदा दृष्टि जाती है सिंह की, 
मारक पर मार करता है वह । 


े मुखचाड़ी / १७१ 
'. हवान-सभ्यता--संस्कृति की 
्फ निन्‍्द्य होती है 


वह अपनी जाति को देख कर 
घरती खोदता, भुर्राता है । 


सिह अपनी जाति में मिलकर जीता है, 
राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है, 
होनी भी चाहिए । 


कोई-कोई श्वान 

पागल भी होते हैं 

और वे 

जिन्हें काटते हैं बे भी पागल हो इवान-सम 
भोंकते हुए नियम से ह 

कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, 

परच्तु 

कभी भी यह नहीं सुना कि 

सिंह पागल हुआ हो । 


इवान-जाति का एक और 
अति निनन्‍्द्य कर्म है, कि 
जब कभी क्षुधा से पीड़ित हो 


मल पर भी मूँह मारता है वह, 


जब मल भी नही मिलता '*'तो 
अपनी सन्‍्तान को ही खा जाता है, 


किन्तु, सुनो ! 
भूख, मिटाने हेतु 
सिंह विध्ठा का सेवन नहीं करता 


१७२ / भुवाभाही * 
न ही अपने 
सच्च:जात शिक्षु का भक्षण*'*! 
वहीं “कुम्भ पर 
कछुबा और खरगोश का चित्र 
साधक को साधना की विधि बता 
सचेत करा रहा है। 
कछुवा अपनी धीमी बाल चलता 
समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है, 
और 
खरगोश--सावधान होकर भी 
बहुत पीछे रहा; 
कारण विदित ही है-- 
एक की गति अविरल थी 
एक ने पथ में निद्रा ली थी, 
प्रमाद पथिक का परम शत्रु है । 


अब दर्शक को दर्शन होता है -- 

कुम्भ के मुख सण्डल पर 

हो” और “भी' इन दो अक्षरों का । 

ये दोनों बीजाक्षर हैं, 

अपने-अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
'ही' एकान्तवाद का समर्थक हैं 
'भी' अनेकान्त, स्यादवाद का प्रतीक । 

हम ही सब कुछ हैं 

यूँ कहता है 'ही' सदा, 

तुम तो तुच्छ, कुछ नहीं हो ! 

और, 

भी' का कहना है कि 

हम भी हैं 


मृकषमाफ़ी / १७३ 
तुम भी हो थे 


ही' देखता है हीन दृष्टि से पर को 
भी देखता है समीचीन दृष्टि से सब को, 
ही” वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है 
ेु भी” वस्तु के भीतरी-भाग को भी छूता है, 
“ही” पश्चमी-सभ्यता है, 

भी है भारतीय संस्कृति, भाग्य-विधाता । 
रावण था 'ही' का उपसक 
राम के भीतर “भी बैठा था । 
यही कारण कि 
राम उपास्य हुए हैं, रहेंगे आगे भी । 

भी” के आस-पास 

बढ़ती-सी भीड़ लगती अवश्य, 

किन्तु भीड़ नहीं, 

भी” लोकतन्त्र की रीढ़ है । 
लोक में लोकतन्त्र का नीड़ 
तब तक सुरक्षित रहेगा 
जब तक “भी” इवास लेता रहेगा । 
भी' से स्वच्छन्द्ता-मदान्धता मिटती है 
स्वतन्त्रता के स्वप्न साकार होते हैं, 
सदबिचार सदाचार के बीज 
मी' में हैं, 'ही' में नहीं । 

प्रभु से प्रार्थना है, कि 

: 'हो' से हीन हो जगत्‌ यह 

अभी हो या कभी भी हो 

भी से भेंट सभी की हो । 
कर पर कर दो 
कम्भ पर लिखित पंकित से ज्ञात होता है, कि 


१७४ / मुषभंडी 


हमारे धवलिम भविष्य हैतु 
प्रभु की यह आज्ञा है कि : 
'कहाँ बैठ हो तुम श्वास खोते 
सही-सही उच्चम करो 
पाप-पाजण्ड से परे हो 
कर पर कर दो 
बच आणोगे | 
अन्यथा 
मेल में अन्ध हो 
जैल में बन्द हो 
पच पाओगे' *!/ 

0! 


'मर हम मरहम बने 

इन यह चार शब्दों की कविता भी मिलती है 
यहीं, कुम्भ पर ! 

आशय इसका यही हो सकता है कि 
कितना कठिनतम 

पाषाण-जीवन रहा हमारा ! 
ठोकर खा गये इस से 

रुक गये, गिर गये ! 

पथ को छोड़कर 

फिर गये कितने ! 

फिर, 

कितने पद लहूलुहान हों गये, 
कितने गहरे घाव-दार बन गये वे ! 
समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, 
होता भी कैसे पापी पायाण से***! 
उपचार का विचार भर 


जुक़लाटो / १७५ 


उभरा इसमें आज ! 
यहू भी सुभगता का संकेत है 
इससे आगे पद बढ़ना सम्भव नहीं । 
प्रभो ! यही प्रार्थना है पतित पापी की, 
इस जीवन में नहीं सही 9 
अगली पर्याय में'*'तो 
मर, हम 'मरहम' बनें! 
चार अक्षरों की एक और कविता 
“मैं दो गला” | 
इस से पहला भाव यह निकलता है, कि 
मैं द्विभाषी हूँ 
भीतर से कुछ बोलता हूँ 
बाहर से कुछ और'** 
पय में विष घोलता हूं । 
अब इसका दूसरा भाव सामने आता है: 
मैं दोगला 
छली, धूते, मायावी हूं 
अज्ञान-मान के कारण ही 


इस छक्म को छपाता आया हू 
यूँ, इस कटु सत्य को, 

सब हितैबी तुम भी स्वीकारो 
अपना हित किसमें है ? 

और 

इसका तीसरा भाव क्‍या है-- 
पूछने की आवश्यकता हैं ! 
सब विभावों-विकारों की जड़ 
'मैं' यानी अहु को 

दो गला--कर दो समाप्त 


१७६ / भृरुमडी 


डर कक दो ्गला''' ञ्र ००० दोगला, 
मैं दोगला !! 
0 


कम में जलीय जंश शेष है अभी 

मिद्शेष करना है उसे 

और 

तपी हुई खुली धरती पर 

कम्भ को रखता है कम्भकार | 
बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का, 
विलय हो नहीं सकता 
और 
बिना तप के जलत्व का, वर्षा का, 
उदय हो नहीं सकता 
लप के अभाव में ही 
तपता रहा है अन्तरमन यह 
अनल्प संकल्प-विकल्पों से, कल्प-कालों से। 
विफलता ही हाथ लगी है 
विकलता ही साथ चली है 
किसविध कहें, किसविध सहें 
और, किसविध रहें ?*** 
कोरी बस, 
सफलता की बात मिली है 
आज तक, इस जीवन में**'। 

अनन्त की सुगन्ध में 

सो जाने को मचल रहा है, 

अन्त की सीमा से परे 

हो जाने को उछल रहा हैं, 


भुकमादी / १७७ 
सन्त का अशाम्त मन यूँ पूछता हैं : 
बी वासन्ती ! ! 
भही माँ ! कहाँ गई'' 
ओ वसन्‍्त की महिमा ! कहाँ गई ?! 
इस पर 
कुछ शब्द मिलते सुनने सम्त को, 
कि 

“बसन्त का अन्त हो चुका है 
अनन्त में साम्त खो चुका है 
और उसकी देदू का अन्तिम दाह-संस्कार होना है । 
निदाच आहत था, सो आगत है 
प्रभाकर का प्रचण्ड रूप है 
चिलचिलाती धूप है 
बाहर - भीतर, दायें - बायें 
आगे - पीछे, ऊपर - नीचे 
धग-प्रग लपट चल रही है 

बस ! बरस रही केवल 

तपन “'तपन'''तपन्न***! 


दशा बदल गई है 

दशो दिशाओं की 

धरा का उदारतर उर 
और 

उरू उदर ये 

गुरु - दरारदार बने हैं 
जिनमें प्रवेश पाती हैं 
आग उगलती ह॒वायें ये 
अपना परिचय केती-सी 
रसातल-गत उबलते लावा को । र 
(१ 


१७५८ भुकमाडी 
यहाँ जल रही है केवल 


तपन'"' तपन'* तपन**'! 
सील नीर की क्षील 
नाली - नदियाँ ये 
अनन्त सलिला भी 
अन्तःसलिला हो 
अन्त-्सलिला हुई हैं, 
इन का विलोम परिणमन हुआ है 
यानी, 
न दीदी“ न। 
जल से बिहीन हो 
दोनता का अनुभव करतो है नदी, 
और 
नाली ली'*'ना 
लोना हुई जा रही है धरती में 
लज्जा के कारण, 
यहाँ चल रही है केवल 
तपन**“तपन तपन |! 
अविलम्ब उदयाचल पर चढ़ कर भी 
विलम्ब से अस्ताचल को छू पाते 
दिनकर को 
अपनी यात्रा पूर्ण करने में 
अधिक समय लग रहा है | 
लग रहा है, 
रवि की गति में शैथिल्य आया है, 
अन्यथा 
इन दिनों दिन बड़े क्‍यों ? 
यहाँ यही बल है केवल 
तपन 'तपत्र' तपन '! 


मुकनाठो / १७१ 


हरिता हरी बह किससे ? 

हरि की हरिता फिर 

किस काम की रही ? 

लघब॒कती लतिका की मुदुता 

पकक्‍्व फलों की मधुता 

किधर गईं सब ये ? 

वह मन्द सुगन्ध पवन का बहाव, 

हलका-सा झोंका वह 

फल-दल दोलायन कहाँ ? 

फूलों की मुस्कान, 

पल-पल पत्रों की करतल-तालियाँ 

श्र्‌ति-मधुर श्राब्य मधूपजीबी 

अलि-दल गुँजन कहाँ ? 

शीत-लता की छुव॒न छुपी 

पीत-लता की पलित छवि भो 

पल भर भी पली नही 

जली, चली गई कहाँ, पता न चला, 

यहाँ पल है रही केवल 
तपन '*तपन'''तपत'**! 

वह राग कहाँ, पराग कहाँ 
चेतना की यह जाग कहाँ ? 
वह महक नही, वह चहक नहीं, 
बह ग्राह्म नहीं, वह गहक नही, 
बह 'वि' कहाँ, वह कवि कहाँ, 
मंज-किरणधर वह रवि कहाँ ? 
बहु अंग कहाँ, वह रंग कहाँ 
अनंग का वह ब्यंग कहाँ ? 
वह हाव नहीं, वह भाव नहों, 
चेतना की छवि-छाँव नही, 


१६४० / मुकनगादी ' 
यहाँ बल रही है केवल 


तपन' 'तपन्र “तप ***! 


भोग पड़े हैं यहीं 

भोगी लला गया, 

योग पड़े हैं यहां 

योगी चला गया, 

कौन किस के लिए--- 
घन जीवन के लिए 

या जीवन धन के लिए ? 
मल्य किसका 

तन का भा बेतन का, 
जडह का या चेतन का ? 


आभरण आभूषण उतारे गये 
वसन्‍्त के तन पर से 

वासना जिस ओट में छूप जाती 
वसन भी उतारा गया वह। 
वासना का वास वह 

न तन में है, न बसन में 


वरन्‌ 
माया से प्रभावित मन में है । 


वसन्‍्त का भौतिक तन पड़ा है 
निरा हो निष्क्रिय, निरावरण, 
गन्ध-शून्य झुष्क पृष्प-सा । 

मुख उसका बोढ़ा-सा खुला है, 
मुख से बाहुर निकली है रसना 
थोड़ी-सी उलटी-पलटी, 

कूछ कह रह्दी-सी लगती है-- 
भौतिक जीवन में रस ना ! 


अुकमाटी / रंध१ 


और 

र"“ सना, ता“ स *र 

यानी यसन्‍्त के वास सर महीं था 
बुद्धि नहीं थी हिताहित परखते की, 
यही कारण है कि 

वसनन्‍्त-सम जीवन पर' 

सन्‍्तों का नाञउसर पड़ता है । 


दाह-संस्कार को समय आ ही गया 
वैराग्य का वातावरण छा-सा गया 
जब उतारा गया वह 
वसनन्‍्त के तन पर से 
कफन** कफन कफन 
यहाँ गल रही है केवल 
तपन"* * तपन री] 'तपन्‌* कक | 


देखते ही देखते, बस 

दिखना बन्द हो गया, 

वसम्त का शव भी 

अतोत की गोद में समो गया 
शेष रह गया अस्थियो का अस्तित्व । 
और, 

यूँ कहती-कहती 

अस्थियाँ हँस रही हैं 

विद्व की मूढ़ता पर, कि 
जिसने मरण को पाया है 
उसे जनन को पाना है 

भौर 

जिसने जनन को पाया हूँ 

उसे मरण को पाना हैँ 

यह अकादूय नियम है ! 


रैप२ / गुसरूणाह़ो 


गणना करना सम्भव नही है, 

अनगिन बार धरती खुदी 

गहुरी-गहरी बहीं-वहीं पर 

अतगित बार अस्थियाँ दीं ये ! 

अब तो मत करो हमारा 

दफन दफन दफन 

हमारा दफन ही यह 

आमामी वसनन्‍्त-स्वागत के लिए 

वपन'''वपन'"' बवपन 

यहाँ चल रही है केवल 
लपन*' तपन'' तपन “* 

कभी कराल काला राहु 
प्रभा-पुंज भानु को भी 
पूरा निगलता हुआ दिखा, 
कभी-कभा र भानु भी वह 
अनल उगलता हुआ दिखा । 
जिस उगलन में 
पेड़-पौधे पर्वबत-पाषाण 
पूरा निखिल पाताल तल तक 
पिधलता गलता हुआ दिखा 


अनल अनिल हुआ कभी 
अनिल सलिल हुआ कप्ी 

और 

जल थत्र हुआ झटपट 

बदलता ढलता परस्पर में 
घुला-मिला कलिल हुआ कभो। 


सार-जनी रजनी दिखी 
कभी शशि की हँसो दिल्ली 


मुकमाटो / १८३ 


.. कभी-कभी खुशी-हँसी, 
कभो निशि मषि दिखी 
कभी सुरक्षि कभी दुश्भि 
कभी सन्धि दुरभिसन्धि 
कभी आंखें कभी अन्धी 
बन्धत-सुक्त कभी बन्‍्दी 


कन्ी कभी मधुर भी वह 
मधुरता से विधुर दिखा 
कभी कभी बन्धुर भी वह 
बन्धु रता से विकल दिखा 
बन्धु कभी बन्धु-विधुर 
भावुकता की जाल चली 
बाल कभी आगे बढ़ा 
बबाल बढ़े, बढते चले 
पालक बना चालक बना 
बाल हुए पलित कभी 
कभी दमन कभी शमन 
कभी-कभी सुख चमन 
कभी वमन कभी नमन 
कभी कुछ परिणमन***! 
अभी रुकतो नही 
कहती थकती नहीं 
अस्थियाँ कुछ और कहती हैं, 
कि 


अन स्थितियों-परिस्थितियों को देख 
वे कुछ हैं भी या नहीं 

ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं ! 
ये सब के संब निशा के निरे, बस 
स्वपन-*'स्वपन"''स्वपन 


हैदर / भूकभादी 


ग्रहाँ चल रही है केवल 
किस बजहू से आती है 
वस्तु में यह भशुरता 
और 
किस जगह से आती है 
वस्तु में यह सग्रुर्ता, 
कुछ छूपी-सी लगतो है यहाँ 
सहज-स्वाभाविकता भ्रू वता 
वह कौन है 
क्यों मौन है ? 
उसका रूप-स्वरूप कब दिखेगा 
वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा 


और 

यह मिलन-मिटन की तरलिम छवि 
यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि 
पकड़ में क्यों नहीं आती - 

इन सब हांकाओं का समाधान 
अस्थियों की मुस्कान है ! 

४ उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-युक्त सत्‌' 
सन्‍्तों से यह सूत्र मिला है 
इसमें अनन्त की अस्तिमा 
सिमट-सी गई है । 
यह वह दर्पण है, 
जिसमें े 
भूत, भावित ज़ौर सम्भावित 
सब कुछ पझिलमिला रहा दै, 
सेंड 


प्क् 
दिखता है आस्था की आंखों से देखमे से ! 


मुकमहदी / १८४ 
व्यावहारिक भाषा में 
मूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है : 
भाना, जाना लगा हुआ है 
आना यासो जनन--उत्पाद है 
जाता यानी मरण--श्यय है 
लगा हुआ यानी स्थिर--श्रौव्य है 
ओर 
है यानी चिर-सत्‌ 
यही सत्य है यहो तथ्य"! 
इससे यह और फलित हुआ, कि 
देते हुए श्रय परस्पर मिले हैं 
ये सर्व-द्रव्य पय-शकंरा से धृले हैं 
शोभे तथापि अपने-अपने गुणों से 
छोड़े नही निज स्वभाव 
युगों-युगो से । 
फिर कौन किसको कब 
ग्रहण कर सकता है ? 
फिर कौन किसका कब 
हरण कर सकता है ? 
अपना स्वामी आप है 
अपना कामी आप है 
फिर कौत किसका कब 
भरण कर सकता है ?*' | 
फिर भी, थेद है 
ग्रहण-सग्रहण का भाव होता है 
सो भवानुगाभी पाप है। 
अधिक कथन से विराम, 
आज तक यह रहस्य खुला कहाँ ? 
जो है! बह सब सत्‌ 


रैंदइ / पूवभाड़ो 


स्वभाज से ही सुधारता है 


_ स्व-पन'“'स्वपन *स्व-पन *** 


अब तो चेतें - विचारें 
अपनी ओर निहूरें 
अपन“ अपन'' “अपन । 
यहाँ चल रही है केवल 
तपन'''सपन'*'तपन ***! 
॥8] 


वसन्‍्त चला गया 
उसका तन जलाया गया, 
तथापि 

वन-उपवनों पर, कणों-कणों पर 
उसका प्रभाव पड़ा है 

प्रति जीवन पर यहाँ; 

रग-रग में रस बह 

रम गया है रक्त बनकर । 


रूप पर, गन्ध पर, रस पर, 
परिणाम जो हुआ है परस पर 
पर्त-दर-पतं गहरा लेप चढ़ गया है । 
वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है 
वह विषय बहुत गूढ बन चुका है. 


इसीलिए 


दाहु-संस्का र के अनन्तर भी 


पूरा परिसर यह 


स्नपित - स्नात होना अनिवार्य है । 


परन्तु यह क्‍या ! 
अतिथि होकर भी अति क्‍यों ? 
आय नहों होती, नहीं सही 


ह हृकलादो / १८७ 
व्यय से भी कोई चिन्ता नहीं 
परन्तु ल्‍ 
अपव्यम महा भयंकर है| 
भविष्य भला नहीं दिखता अब 
भाग्य का भाल घूमिल है ! 


अधर में डुलती-सी 
बादल-दलों की बहुलता 
अकाल में काल का दशेन क्यों ? 
यूँ कहीं**' निखिल को 
एक ही कवल बना 
एक ही बार में 
विकराल गाल में डाल 
“बिना चबाये 
साबुत नियलना चाहती है ! 


का 





जब कभी धरा पर प्रलय हुआ 
यह श्रेय जाता है केवल जल को 


घरती को शीतलता का लोभ दे 

इसे छूटा है, 

इसीलिए आज 

यह धरती धरा रह गई 

न ही वसुंधरा रही न वसुधा ! 
और 


वह जल रत्नाकर बना है--- 
बहा-बहा कर 
धरती के वैभव को ले गया है । 
पर-सम्पदा की ओर दृष्टि जाना 
* अज्ञान को बताता है, 
और 
पर-सम्पदा हरण कर सग्रह करना 
मोह-मूर्कर्छा का अतिरेक है । 
यह अति निम्न-कोटि का कम है 
स्व-पर को सताना है, 
नीच - नरकों में जा जीवन बिताना है । 


यह निन्‍्द कर्म करके 
जलधि ने जड़-धी का, 


बुद्धि-हीनता का, परिचय दिया है 
अपने ताम को सार्थक बनाया है। 


१६० / भुकबारों 


अपने साथ दुष्पेंवह्ा र होने पर भी 
प्रतिकार नहीं करते का 

संकल्प लिया है घरती ने, 
इसीलिए तो घरती 

सर्ब-सहा कहलाती है 

सर्वे-स्वाहा नहीं'** 


और 

सर्व-सहा होता ही 

सर्वेस्व को पाना है जीवन में 
सन्‍्तों का पथ यही गाता है। 


न्‍्याय-पथ के पथिक बने 
सुर्व-नारायण से यह अन्याय 

देखा नहीं गया, सहा नहीं गया 

और 

अपने मुख से किसी से 

कहा नहीं गया ! 

फिर भी, अकर्मण्य नही हुआ वह 
बार-बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, 
अन्याय पक्ष के विलय के लिए 

न्याय पक्ष की विजय के लिए | 


लो ! प्रखर-प्रखरतर अपनी किरणों से 
जलधि के जल को 

जला-जला कर सुखाया, 

चुरा कर भीतर रखा हुआ 

अपार धन-बैस्व दिल्ल गया 

सुरों, सुराधियों को ! 

इस पर भी स्वभाव तो ''' देखो, 

जला हुमा जल वाघ्प में ढला 


मुकफमाटी / १€! 


जलद बन जल बरसाता रहा 
और 
अपने दोष-छद्य छुपाता रहा 
जलधि को बार-बार भर कर]! 
कई बार भानु को घूस देने का 
प्रयास किया गया 
पर न्याय-मार्गे से विचलित नहीं हुआ 
*“बहु 
परन्तु, 
उधर चन्द्रमा विचलित हुआ 
और 
उसने जलतस्व का पक्ष ले, 
लक्ष्य से च्यूत हो, 
भर-पूर घूस ली । 
तभी “*तो 


चन्द सम्पदा का स्वामी भी आज 
सुधाक र बन गया चन्द्रमा ! 


वसुधा की सारी सुधा 
सागर में जा एकत्र होती 
फिर प्रेषित होती ऊपर: 
और 
उस का सेवन करता है 
सुधाकर, सागर नहीं 
सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है। 


“यह पदोचित कार्य नही हुआ-- 

मेरे लिए सर्वेथा अनुचित है' 

यूं सोचकर चन्द्रमा को लज्जा-सी आती है 
उज्ज्यल भाल कलंकित हुआ उसका 


१६१२ | बुकभांटी 


अन्यथा 

दिन में क्यों नहीं 

रात्रि में क्यों निकलता है वर से बाहर ? 
वह भी चोर के समान--सहांक 

छोटा-सा मुख छुपाता हुआ अपना **| 
और 

धरती से बहुत दूर क्यों रहता है ? 

जब कि भानु 

घरती के निकट से प्रवास करता है अपना ? 


छेद है, 
चन्द्रमा का ही अनुसरण करती हैं 
तारायें भी । 
इधर सागर की भी यही स्थिति है 
घन्द्र को देख कर उमडता है 
और 
सूर्य को देखकर उबलता है। 
यह कदु-सत्य है कि 
अर्थ की आँखें 
परमार्थ को देख नहीं सकतीं, 
अर्थ की लिप्सा ने बड़ों-बड़ों को 
निलेज्ज बनाया है । 
| 


यह बात निराली है, कि 

मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है 
कारण कि 

मुक्ता का उपादान जल हैं, 

यानी --जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है 


मूकसाटी / ११९ 
तथापि 
विचार करें तो 
विदित होता है कि 
इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ हैँ । 
जल को मुक्‍्ता के रूप में ढालने में 
शुक्तिका--सीप कारण है 
और 
सीप स्वयं धरती का अश है । 
स्वयं घरती ने सीप को प्रशिक्षित कर 
सागर में प्रेषित किया है । 


जल को जड़त्व से मुक्त कर 
मुक्ता-फल बनाना, 

पत्तन के यर्त से निकाल कर 
उत्तंग-उत्थान पर घरना, 
घृति-घारिणी धरा का ध्येय हूँ । 


यही दया-धर्म है 

यही जिया कमे है। 

फिरभी! 

सबकी प्रकृति सही-सुलटी हो 

यह कैसे सम्भव है ? 

जल की उलटी चाल मिटती नही बह 

जल का स्वभाव छल-छल उछनन। नही है 
उछलना केवल बहाना है, 

उसका स्वभाव तो छलना है । 

मुक्तमुखी हो, ऊध्वंमुखी हो 
सागर की असीम छातो पर 
अनगिनत शुक्तियाँ तैरती रहती हैं 
जल-कणों की प्रतीक्षा में । 


१३४ | भुकमक्ी) 


एक-दो बूंदें मुख में गिरते ही 
तत्काल बन्द-मुखी बना कर 
सागर उन्हें डुबोता है, 
कोई उन्हें छोन न ले, इस भय से । 
और, अपनी 
अतल-अगम गहराई में छपः लेता है। 
वहाँ पर कोई गोताखोर पहुँचता हो 
सम्पदा पुनः धरा पर लाने हेतु 
बह स्वयं ही लुट जाता है। 
खासी हाथ लौटना भो उसका कठिन है ' 
दिन-रात जाग्रत रहती है यहाँ को सेना 
भयंकर विषधर अजगर 
मगरमच्छ, स्वच्छन्द 
सम्पदा के चारों ओर विचरण करते हैं, 
अपरिचित-सा कोई दिखते ही 
साबुत निगल जाते हैं उसे ! 
यदि वहू पकड़ में नहीं आता हो 
तो तो क्‍या? 
वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है 
तुरन्त, विष फैला कर। 
यही कारण है कि 
सागर में विष का विशाल भण्डार मिलता है। 
(] 


पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी 
आत्म-कर्लेंब्य से 

चलित नहीं हुई धरती यह । 

कृतच्न के प्रति विध्म उपस्थित 

करना तो दूर, 


मूषमाश / १४५ 
विध्न का विचार तक नहीं किया मन में। 
निविध्म जीवन जीने हेतु 
कितनी उदारता है धरती की यह |! 
उद्धार की ही बात सोचती रहती 
सदा - सर्वेदा सबकी । 

देखो ना ! 

बाँस भी धरती का अंश है 

धरती नें कह रखा है बाँस से 
कि 


यंश की शोभा तभी है 
जल को मुक्‍ता बनाते रहोगे 
युग - युगों तक''* 
संघर्ष के दिनों में भी 
दीघें श्वास लेते हुए भी 
हष के क्षणों में भी । 
फिर क्‍या कहना | 
धरती माँ की आज्ञा पा 
बड़ें घने जंगलों मे 
गगन-चूमते गिरिकुलो पर 
बाँस की संगति पा 
जलदों से भरा जल 
वशमुकता में बदलने लगा ' 
तभी तो 
वंशी-धर भी मुक्त-कण्ठ से 
वंशी की प्रद्यसा करते हैं 

: मुक्‍्ता पहनते कण्ठ में 
और 
अपने लखित - लाल अधरो से 
लाड - प्यार देते हैं वंशी को ।' 


१६६ / मरभस्टो 


बदसे में फिर 

सुरीले स्वर-संगीत सुनते हैं शवों से 

मंस्त्र-मुस् हों, खो कर अपने को 

दैनिक - रात्रिक सपने को ! 
इसी भाँति, 
धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं 
नाग, सूकर, मज्छ, गज, मेष आदि 
जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित हैं-- 
वंश-मुक्ता, सीप-मुक्ता 
नाग-प्रुक्‍्ता, सुकर-मुक्ता 
मच्छ-मुक्ता, गज-मुक्ता 
और मेघ-मुक्ता ! 
मेघ-मुक्ता बनने में भी धरती का हाथ है 
सो“ स्पष्ट होगा यहीं''* 

इन सब विशेषताओं से 

सातिशय यश बढता गया धरती का, 

चन्द्रमा की चन्द्रिका का 

अतिशय ज्वर चढ़ता गया । 


धरतो के प्रति तिरस्कार का भाव 
ओर बढ़ा 

घरती को अपमानित - अपवाधदित 
करने हेतु 

चन्द्रमा के निर्देशन में 

जलतत्त्व बहु अति तैजी से 

शतरंज को चाल चंलने लगा, 
यदा-कदा स्वश्षप वर्षा कर 

दल-दल फुँद्/ करने लगा घरती पर । 
धरती की एकता--अख्ण्डता को 


मुंकलाडी / १६७ 
क्षति पहुँचाने हेतु 


दल-दल पेदा करने लगा ! 
दल-बहुलता शान्ति की हननी है ना ! 
जितने विचार, उतमे प्रचार 
उतनी चाल-ढाल 
हाला धुली जल-ता 
क्लान्ति की जननी हैना ! 


तभी तो 
अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का 
और 


अकाल-वर्षा का समर्थन हो रहा यहाँ पर ! 


तुच्छ स्वार्थसिद्धि के लिए 
कुछ व्यर्थ की प्रसिद्ध के लिए 
सब कुछ अनर्थ घट सकता है ! 
वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, 
वह अ्ेना कहाँ है प्रभु की 
परमार्थ समृद्धि के लिए ! 
इसी बीच विशाल आँखें 
विस्फारित किये खड़ी 
लेखनी यह बोल पड़ी कि-- 
“अध:पालिनी, विध्वधातिनी 
इस दुर्बृद्धि के लिए 
घिककार हो, धिककार हो ! 
आततायिनी, आतंदायिनी 
दीर्ष गीध-सी 
इस धन-गृद्धि के लिए 
'घिककार हो, धिककार हो ! 
| 


१६८ / भुकमादो 


तीन-चार- विन हो गये 
किसी कारणवश 
विवश होकर जाता पड़ा बाहर 
कुम्भकार को । 
पर, प्रवास पर 
तन ही गया है उसका, 
मन यहीं पर 
बार-बार लौट आता आवास पर ! 
तन को अंग कहा है 
मन को अंगहीन अंतरंग 
अनगंग का योनि-स्थान है वह 
सब संग्ों का उत्पादक 
सब रंगों का उत्पातक ! 
तन का नियन्त्रण सरल है 
और 
मन का नियन्त्रण असम्भव तो नहीं, 
तथापि 
वह एक उलझन अयद्य है 
कटुक-पान गरल है वहू *'। 


कुम्भकाए को अनुपस्थिति होना 

कुम्भ में सुखाबव की उपस्थिति होना 

यह स्वर्णावसर है मेरे लिए-- 

यूं जलधि ने सोचा । 

और 

हर-हर कहती लहरो के बहाने २० 
बादलो को 

जो पहले से ही प्रशिक्षित थे, 

सूचित किया 

अपनी क्ूूटमीलि से । 


मुकभाती / १६६ 
जलधि “'जड़धी' है 
इसका भाव बुद्धि का अभाव जहीं 
परन्तु, 
जड़ यानी निर्जीब-- 
चेतना-झूस्य जट-पट पदार्थों ले 
धी यानी बुद्धि का अयोजन 
और 
चित्‌ की अर्चना-स्वागत नहीं करना हैं। 
सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव, 
जन्मजात है उसका वह स्वभाव । 


बही बुद्धिमानी है 

हो हितसम्पत्‌-सम्पादिका 
और 
स्व-पर-आपतृ-सहारिका “'! 


सागर के सकेत पा 
सादर सचेत हुई हैं 
सागर से गागमर भर-भर 
अपार जल के निकेत हुई है 
गजगामिनी ध्रम-भामिती 
दुबली-पतली कटि वाली 
गगन की गली में अबला-सी 
तीन बदली निकल पड़ी हैं। 
दधि-धवला साडी पहने 
पहली वाली बंदली वह 
ऊपर से 
साधनारत साध्वी-सो लगती है। 
रति-पतिअतिकूला-मतिबासी 
पति-मति-अनुकला गतिवाली है 


२०० / भुकमाही 

इससे पिछली, बिचली बदली मे 
पलाश की हुँती-सी साड़ी पहनी 

गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे 
लाल पगतली वाली लाली-रची 
पश्चिनी को शोभा खकचाती है जिससे, 
इस बदली की साड़ी की आभा वह 
जहाँ-जहाँ गई बली 

फिसली-फिसली, बदली वहां की आभ। भी । 
और, 

नकली नहीं, असली 

सुबर्ण वर्ण की साड़ी पहन रखी है 
सबसे पिछली बदली ने । 


इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम 
प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का | 
प्रभाकर को बीच में ले 
परिक्रमा लगाने लगी ! 

कुछ ही पलों में 

प्रभा तो प्रभावित हुई, 

परन्तु, 

प्रभाकर का पराक्रम वह 
प्रभावित--पराभूत नहीं हुआ, 
उसके कार्यत्रम में कुछ भी 

कमी नहीं आई। 


अपनी पत्नी को प्रभावित देश कर 

प्रभाकर का प्रवच्चन प्रारम्भ हुआ । 

प्रवचन प्रासंगिक है, पर है सरोष !“' 
“अतीत के असीम काख-प्रवाह में 
सत्री-समाज द्वारा 


शुकवादी / २०१ 
पृथ्वी पर प्रसय हुंआ हो, 
सुना भी नहीं, देखा भी नहीं । 
प्रलय हेतु आगत बदलियाँ ये 
क्या अपनी संस्कृति को 
विकृत-छवि में बदलता चाहती हैं ? 
अपने हों था पराये, ; 
भूदे-प्यासे अच्चों को देख 
माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता 
बाहर आता ही है उमड़ कर, 
इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है-- 
उस दूध को । 
क्या सदय-हृदय भी आज 
प्रलय का प्यासा बन गया ? 
क्या तन-सरक्षण हेतु 
धर्म ही बेचा जा रहा है ? 
क्या धन-संवर्धेन हेतु 
शर्म ही बेची जा रही है ? 
सत्री-जाति की कई विदेषताएँ हैं 
जो आदर्झों रूप हैं पुरुष के सम्मुख । 
प्रतिपल परतन्न्न हो कर भी 
पाप की पालड़ी भारी नही पड़ती 
पल-भर भी ! 
इनमें, पाप-भीरुता पलती रहती है 
अन्यथा, 
स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा ? 


प्रायः पुरुषों से बाध्य हो कर ही 
कृपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को 


परल्ठु, 


२४०२ / मृचमादी 


कृपथ-सुपथ को परख करने सें 
प्रतिष्ठा पाई है स्त्री-ससाज ने । 
इनकी आँखें हैं कदणा की कारिका 
शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें 
मिलन-सा री मित्रता 
मुफ्त मिलती रहती इनसे । 
यही कारण है कि 
इनका सार्थक नाम है नारी” 
बानो-- 
न अरि' नारी 
अथवा 
ये आरी नहीं हैं 
सो“'नारी'*। 
जो 
मह यानी मंगलमय माहौल, 
महोत्सव जीवन में लाती है 
महिला कहलाती वह । 
जो निराघार हुआ, निरालम्ब, 
आधार का भूखा 
जीवन के प्रति उदासीन - हतोत्साही हुआ 
उस पुरुष में * 
मही यानी धरती 
घृति-धा रणी जननी के प्रति 
अपूर्व आस्था जगाती है। 
और पुरुष को रास्ता बताती है 
सही-सही गस्तवब्य का-- 
महिला कहलाती वह ! 
इतना ही नहीं, और सुनो ! 
जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है 


सूकमाटी / २०३ 


जिसकी संयम की जठरारिन मन्द पड़ी है, 
परिग्रह-संग्रह से बोड़ित पुरुष को 
मही यानी 
अठा-महेरी पिलाती है, 
महिला कहलाती है वह! 
जो अब यानी 
'अवगम'-- ज्ञानज्योति लाती है, 
तिमिर-तामसता मिटाकर 
जीवन को जागृत करती है 
अबला कहलाती है वह ! 


अथवा, जो 

पुरुष-च्षित्त की वृत्ति को 
विगत की दशाओं 

और 

अनागत की आशाओं से 
प्री तरह हटाकर 

“अब' यानी 

आगत - वर्तेमान में लाती है 
अबला कहलाती है वह'**! 


बला यानी समस्या सकट है 

ने बला 'सो अबला 
समस्या-घृत्य-समाधान ! 
अबला के अभाव में 

सबल पुरुष भी निबंल बनता है 
समस्त ससार ही, फिर, 
समस्या-सम्‌ह सिद्ध होता है, 
इसलिए स्त्रियों का यह 
अबला' नाम सार्थक है ! 


ब्छ.. ६.७ का 2+ ऑाा 


२७४ | अुशमाो 
'कु' यानी पूथियी 
(त्रा' वानी लक्ष्मी 
और 
'री' यानी वेनेवाली-** 
इससे यह भाव निकलता है कि 
यह घरा सम्पदा-सम्पस्ता 
तब तक रहेगी 
जब तक यहाँ 'कुमारी' रहेगी । 
यही कारण है कि 
सन्‍्तों ने इन्हें 
प्राथमिक मंगल माना है 
लौकिक सब मगलों में * ! 

धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों से 

गृहस्थ जीवन शोभा पाता है । 

इन पुरुषार्थों के समय 

प्रायः पुरुष हो 

पाप का पात्र होता है, 

बह पाप, पुण्य में परिवर्तित हो 

इसी द्वेतु स्त्रियाँ 

प्रयत्न-शीला रहती हैं सदा । 

पुरुष को वासना सयत हो, 

ओर 

पुरुष की उपासना संगत हो, 

यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, 

बस, इसी प्रयोजनवश 

वह गर्भ धारण करती है। 

संग्रह-बुत्ति और अपव्यय-रोग से 

पुरुष को बचातो हैं सदा, 

अजित-अर्थ का सम्रश्चिल घितरण करके । 


श्रकमाही / २०१ 

दान-शूजा-सेवा आदिक 
सतकरमों को, गृहस्थ धर्मों को 
सहयोग दे, पुरुष से करा कर 
धर्मे-परम्परा की रक्षा करती है। 
यूँ स्‍त्री शब्द ही 
स्वयं गुनगुना रहा है 

कि 


'सू' यानी सम-शील संयम 

'बी' यानी तीन अर्थ हैं 

धर्म, अर्थ, काम - पुरुषार्थों में 

पुरुष को कुशल-संयत बनाती है 

सो "स्त्री कहलाती है । 
ओ, सुख चाहनेवालो ! सुनो, 
'सुता' शब्द स्वयं सुना रहा है : 
“सु! यानी सुहावनी अच्छाइयाँ 
झौर 
"ता! प्रत्यय वह 
भाव-धर्म, सार के अर्थ में होता है 
यानी, 
सुख-सुविधाओं का स्नोत''' सो-- 
'सुता' कहलाती है 
यही कहती है श्र्‌ त-सूक्तियाँ ! 


दो हित जिसमें निहित हों 

वह 'दुह्िता' कहलाती है 

अपना हित स्वयं ही कर लेती है, 
पतित से पतित पति का जीवन भी 
हित सहित होता है, जिससे 

वह दुहिता कहलाती है । 


३२०६ / मूकभरदों 
उभय-कूल मंगल-यधिनी 
उभय-लोक-सूख्-सजिनी 
स्वन्पर-हिलत सम्पादिका 
कहीं रहकर किसी तरह भी 
हित का दोहन करती रहती 
सो*“दृहिता कहलाती है । 
हमें समझना है 
'मातु” शब्द का महत्त्व भी । 
प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान 
प्रमेय यानी शेय 
और 
प्रमातु को ज्ञाता कहते हैं सन्त । 
जानने की शक्ति वह 
मातृ-तत््व के सिबा 
अन्यत्र कह्टीं भी उपलब्ध नहीं होती । 
यही कारण है, कि यहाँ 
कोई पिता-पितामह, पुरुष नही है 
जो सब की आधार-शिला हो, 
सघ को जननी 
मात्र मातुतत्त्व है । 
मातृ-तत््व की अनुपलब्धि में 
शैेय-ज्ञायक सम्बन्ध ठप्‌ ! 
ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, 
सुख-शाल्ति मुक्ति वह 
किसे मिलेगी, क्‍यों मिलेगी 
किस-विध **? 
इसीलिए इस जीवन में 
माता का मान-सम्मान हो, 
उसी का जय-गान हो सदा, 
घन्य | 


मकमस्टी / २०७ 


सदियों से सदुपदेश देती भा रही है 

पुरुष-समाज को यह 

अनंग के संग से अंगारित होने वालो, 

सुनो जरा सुनो तो! 

स्वीकार करती हूं कि 

मैं अंगना हूं 

परन्तु, 

मात्र अंग ना हूँ 

ओर भी कछ हूं मैं ! 

अग के अन्दर भी कुछ 

झॉकने का प्रयास करो, 

अंग के सिवा भी कुछ 

माँगने का प्रयास करो, 

जो देना चाहती हैं, 

लेना चाहते हो तुम ! 

'सो' चिरन्तत शादवतत है 

'सो' निरजन भास्वत है 

भार-रहित आभा का आभार मानो तुम !*' 
0! 


प्रभाकर का प्रवचन यह 
हृदय को जा छ गया 

छुमन्तर हो गया, भाव का वैपरीत्य, 
वाद-विवाद की बात भुला दी गई 
चन्द पलों के बाद ही 

संवाद की बात भी सुखा दी गई 
बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी 
तीनों बदली ये बदली । 


२०८ / भुंछमाही 
अपने पति सागर का पक्ष 
प्रतिकूष भासित हुआ इन्हें 
जगत्पति प्रभाकर का पक्ष 
अनुकलस प्रकाशित हुआ इन्हें 
अपनी उज्ज्वल परम्परा सुन 
घटित अपराध के प्रति और 
अपने प्रति, घृणा का भाव भावुक हुआ, 
सो “तुरन्त कह उठीं : 
“भूल क्षम्य हो, स्वामिन्‌ ! 
सेविका सेवा थाहती हैं 
यह दृश्य-छवि 
दुष्ट कब हो इन आँखों से ? 
घूल शम्य हो, स्वामिन्‌ ! 

अपरिचित आहार रहा जो, 

अपरिमित आधार रहा जो 

आनन्द-तस्व का स्रोत 

मूल-म्य हो स्वामिन्‌ ! 

कार्य क्या, अकाये क्या ? 

क्षीर-ती र-विवेक जागृत हुआ 

सेब्य की सेविका बनी''' 

समता की आँखों से लखनेवाली, 

जिन की लीला तन की, मन की 

मुदुता-मुदिता-शीला बनी 
दान-कर्म में लीना 
दया-धर्मे-प्रवीणा 
वीणा-विनीता-सी बनो*'*! 
राग-रंग-त्यागिनी 
विराग-संग-भाविनी 
सरला-तरला मराली-सी बनी*'*! 


सृरकुमाटी / २०६ 
जिनमें 
सहन-शीलता आ ठनी 
हनन-शीलता सो हनी, 
जिनमें 
सन्‍्तों-महन्तों के प्रति 
नति नमन-शीलता जगी 
यति यजन-शीलता जग्री 
पक्षपात से रीता हो 
न्यायपक्ष की गीता - समीता बनी''*! 
भावी भोगों की अभिलाषा को 
अभिशाप देती-सी 
शक्‍्ला-पद्मा-पीता-लेश्या-धरी 
भीगे भावों, भीगी आँखों वाली 
प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः 
पुण्य में पलटाने पाप के पाक को । 
घटती इस घटना का 
अवलोकन किया धरती की आँखो ने, 
उपरिल देहिलता शिलमिलाई 
निचली स्नेहिलता से मिल आई | 
धरती के अनगिन कर ये 
अनगिन कणों के बहाने 
अधर में उठते अविलम्ब ! 
और, 
घटना-स्थल तक पहुँचते 
बदली की आँखों से छूट कर 
गालों पर, कुछ पल ठहरे, चमकते 
सावित्क-जीवन के सूचक 
शित-शुश्न विशुद्ध 
टपकले जल-करणों को सहलाने । 


है४ 


२१० / मुकमाही 


ज्यों ही ०० 

क्षेत्र की दूरी सिमट गई 
सघन-कणों का 

पिघलन-कणों से मिलन हुआ 
परस्पर गले से गले मिल गये ! 


शेष बचे संस्कार के रूप में 
छल का दिल छिल गया 
सब कुछ तिइछल हो गया 


और 


जल को मुक्ति मिली । 


लो! यूँ 


मेघ-से मेघ-मुक्ता का अवतार ! 


यह किसकी योग्यता 
वह कौन उपादान है ? 
यह किस की सहयोगता 
वह कोन अवदान है 
यहाँ वेदना किस की 
वह कौन प्राण हैं ? 
यहाँ प्रेरणा किस की 
वह कौन त्राण है ? 
वे सब शंकाये 
स्वय निःशंका हुईं 
अब सब कुछ रहस्य 
खुल गया पूरा का पूरा, 
मुक्ता की वर्षा होती 
अपक्व कुम्भों पर 
कुम्भका र के प्रांगण में **! 
पूजक का अवतरण ! 
पूज्य पदों में प्रणिपात । 

द् 


मुकमाही / २११ 


कुम्भकार की अनुपस्थिति 

प्रांगण में मुक्‍्ता की वर्षा''' 

पूरा माहौल आशचयें में डब गया 

अडोस-पड़ोस की आँखों में 

बाहर की ओर झ्ााँकता हुआ लोभ ! 
हाथों-हाथ हवा-सी उडी बात 
राजा के कानों तक पहुँचती है। 

फिर क्या कहना प्राणी ! 

क्‍यों ना छूटे ** 

राजा के मख में पानी !| 

अपनी मण्डली ले आता है राजा 

मण्डली वह मोह-मुस्धा-- 

लोभ-लब्धा, 

मुधा-मण्डिता बनी''' 

अदृष्ट-पूर्व दृश्य देखकर ! 
मक्‍ता की राशि को 
बोरियों में भरने का 
संकेत मिला मण्डली को । 
राजा के संकेत को 
आदेश-तुल्य समझती 
ज्यों ही'“'नीचे झुकती 
मण्डली राशि भरने को, 
त्यों हीः नग्न 

गगन में गुरु गम्भीर ग्जनता : 

“अनथ्थ - अनर्थ - अनर्थ ! 

पाप'' 'पाप'''पाप*** ! 

क्‍या कर रहे आप'**? 

परिश्रम करो 

पसीना बहाओ 


२१२ / मृरुमाटी 


बाहुबल मिला है तुम्हें 

करो पुरुषार्थ सही 

पुरुष की पहचान करो सही, 

परिश्रम के बिना तुम 

नवनीत का गोला निगलो भले ही, 

कभी पौत्रेगा नहीं वह 

प्रत्युत, जीवन को खतरा है! 
पर-कामिनी, वह जननी हो, 
पर-धन कंचन की गिट्टी भी 
मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में ! 
हाय रे ! 
समग्र संसार-सृष्टि में 
अब शिष्टता कहाँ है वह ? 
अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र !” 

यूँ, कर्ण-कदुक अप्रिय 

व्यंगरात्मक-वाणी सुनकर भी 

हाथ पसा रती है मण्डली, 

और 

मुक्ता को छूते ही 

बिच्छू के डक की वेदना, 

पापड़-सिकती-सी काया सब की 

छटपटाने लगी 

करवटें बदलने लगी*'' 

अंग-अंग में तड़पन-पीडा 

एडी से ले चोटी तक 

विष व्याप्त हुआ हो सब में 

मृख्धा मण्डली मूच्छित हुई 

मोही मन्त्री समेत** 

सबकी देह-यष्टि नीली पड़ गई ! 


मुंकगाठी / २१३६ 


यह सब देख कर 
भयभीत हुआ राजा का मन भी, 
उस का मुख खुला नहीं 
मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं, 
हाथ की ताषड्डी ढीली पड़ गई । 
राजा को अनुभूत हुआ, कि 
किसी मन्त्र-शक्ति के द्वारा 
मुझे कीलित किया गया है 
हाथ हिल नही सकते, 

"थम गए हैं। 
पाद चल नही सकते 

“जम गए हैं । 
धुंधला-धुंधला-सा दिखने लगा, 
कान सुन नहीं सकते, 

*“'गुम गए हैं। 
प्रतिकार का विचार मन में है. 
पर, प्रतिकार कर नही सकता, 
किकतेंव्यविमूढ हुआ राजा ! 
और 


माहौल का मन्तव्य गूढ़ हो गया | 


जमाने का जमघट आ गया 


कुम्भकार का भी आना हुआ, 


एक साथ शिल्पी की आँखो में 


तीन रेखायें खिचती हैं 


विस्मय-विषाद-विरति की ! 


विशाल जन-समह वह 
विस्मय का कारण रहा; 


३१४ / मुकमादी 


लगता है, 


राज-मण्डली का मूच्छित होना, 
राजा का कीलित-स्तम्भित होता 


विधाद का कारण रहा; 
और 


स्त्री और श्री के बंगुल में फेंसे 
दुस्सह दुःख से दूर नहीं होते कभी-- 
यहु जो स्पष्ट दिखा 

विरति का कारण रहा । 


कुम्भकार को रोना आया 

इस दुघेटना का घटक प्रांगण रहा, 
जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था 
आज उपसर्ग का कारण बना, 
मगलमय प्रांगण में 

दंगल क्‍यों हो रहा, प्रभो ” 


अपने पुण्य का परिपाक हो 
इस कार्य में निभित्त बना है 


यूँ 


सस्‍्व-पर-संवेदन हेतु 


प्रभु से निवेदन करता है, कि 


जीवन का मुण्डन न हो 
सुख-शान्ति का मण्डन हो, 
इन की मूर्च्छा दूर हो 
बाहरी भी, भीतरी भी 
इन में ऊर्जा का पूर हो । 


कुछ पलों के लिए 


माहौल स्पन्दन-हीन होता है। 
बहू बोल वन्दन-लीन होता है 


मुकनाट्टी / ३१४ 

फिर वह 
मौन दूठता है, 
ऊंकार के उच्च उच्चारण के साथ ! 
शीतल जल करतल ले 
मन्त्रित करता है अन्तर्जल्प से 
मंगल-कशलता को 
आमन्त्रित करता है अन्त:कल्प से, 
मूच्छित-मन्त्रि-मण्डल के मुख पर 
मन्त्रित जल का सिचन कर । 
फिर क्‍या कहना ! 

पल में पलकों मे हलचल हुई 

मूंदी आँखें खुलती हैं, है 

जिस भाँति 

प्रभाकर के कर-परस पाकर 

अधरों पर मन्द-मुस्कान ले 

सरवर मे सरोजिनी खिलती हैं । 
मूर्च्छा दूर होते ही 
मण्डली मुक्त से दूर भाग खड़ी होती, 
राजा का भी स्थानान्तरण हुआ 
कहीं पुनरावृति न हो जाय 

इस भीति से! 

फिर, 
उत्कण्ठा नहीं कण्ठ में 
अवरुद्ध-भरा-सा स्वर है 
दबी-दवी कंपती वाणी में। 
सजल लोचन लिये 
कर मुकलित किये, 
विनयावनत कृम्भकार कहता है: 
“अपराध क्षम्य हो, स्वामिन्‌ ! 


२१६ / मुरूमाटी 
आप प्रजापति हैं, दयानिधान ! 
हम प्रजा हैं दया-पात्र, 
आप पालक हैं, हम बालक ! 
यह आप की ही निधि है 
हमें आप की ही सन्निधि है 
एक शरण ! 

मेरी अनुपस्थिति के कारण 

भाप लोगों को कष्ट हुआ, 

अब पुनरावृत्ति नही होगी स्वामिन्‌ ! 

आप अभय रहे । 

यूँ कहता-कहता 

मुक्ता की राशि को बोरियों में 

स्वयं अपने हाथों से भरता है. 

बिना किसी भीति से । 

यह दृश्य देख कर 

मण्डली-समेत राज-मुख से 

तुरन्त निकलती है ध्वनि-- 

सत्य-धर्म की जय हो ! 

सत्य-धर्म की जय हो !!' 
[2 


इसी प्रसंग मे 

प्रासंगिक बात्त बताता है 
अपबय कुम्भ भी 

प्रजापति को संकेत कर : 
बाल-बाल बच गये, राजन | 
“बड़े भाग्य का उदय समझो | 
वरना, 

जल-जल कर वाष्प बन 


भूकनाटी / २१७ 


खो जाते शून्य में तभी के । 
और 
यह कौन-सी बुद्धिमचा है-- 
' जलती अगरबासी को 
हाथ लगाने की आवध्यकता कया थी ! 
अगर 
अगरबाती अपनी सुरभि को 
स्वयं पीती, 
तो*'बात निराली थी, 
मगर, 
सोम्य सुगन्धि को 
आप की नासिका तक प्रेषित ही कर रही थी ! 
दूसरी बात यह भी है कि 
'लक्ष्मण-रेखा का उल्लंघन 
रावण हो या सीता 
राम ही क्‍यों न हों 
दण्डित करेगा ही !! 
अधिक अर्थ की चाह-दाह में 
जो दग्ध हो गया है 
अर्थ ही प्राण, अर्थ ही त्राण 
यूँ--जान-मान कर, 
अर्थ में ही मुर्ध हो गया है, 
अरथ॑-नीति में वह 
विदरध नहीं है । 
“कलि-काल की वेषयिक छाँव में 
प्रायः यही सीखा है. इस विश्व ने 
वैदयवृत्ति के परिवेश में-- 
वेदयावृत्ति की वैयाबुत्य-*!” 
.) 


शश्द / गुक पक्‍ाटी 


कुम्भ के ब्यंगात्मक बचनों से 
राजा का विशाल भाल 

एक साथ 

तीन भावों से भावित हुआ-- 
लज्जा का अनुरंजन, 

रोष का प्रसारण-आाकुंचन, 


और 
घटना की यथार्थता के विषय में 
चिन्ता-मिश्रित चिन्तन । 

मुख-मण्डल में परिवर्तन देख 

राजा के मन को विषय बनाया, 

फिर 

कुम्भकार नें कुम्भ की ओर 

बंकिम दृष्टिपात किया ! 
आत्म-वेदी, पर मर्म-भेदी 
काल-मघुर, पर आज कटुक 
कुम्भ के कथन को विराम मिले 

“किसी भाँति, 
और 
राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना 
इसी आशय से । 

लो, कुल-क्रमागत 
कोमल कूलीनता का 
परिचय मिलता कृम्भ को ! 

लघु होकर गुरुजनों को 

भूलकर भी प्रवचन देना 

महा अज्ञान है दुःख-मुधा, 

परल्तु, 


रुओं से गुण ग्रहण करना 


बुकनारो / २१३ 


यानी 

शिव-पथ पर बलेंगे हम, 
यू उन्हें वचन देना 

महा वरदान है सुख-सुधा, 
और 


गुरु होकर लघु जनों को 

स्वप्न मे भी वचन देना, 

यानी 

उनका अनुकरण करना 

सुख की राह को मिटाना है । 

पर, हाँ ! 

विनय-अनुनय-समेत 
यदि हित की बात पूछते हों, 
पक्षपात से रहित हो 
अक्षधात से रहित हो 
हित-मित-मिष्ट वचनों से 
उन्हें प्रवचन देना 
दुःख के दाह को मिटाना है । 

शने: शनेः 

ज्वर- सूचक यन्त्र-गत 

ऊपर चढे हुए उतरते पारा-सम ! 

या 

उबलते-उफनते 

ऊपर उठकर पात्र से बाहर 

उछलने को मचलते दूध में 

जल की कुछ बूंदें गिरते ही 

शान्तर उपशमित दूध-सम ! 

कुम्भ को समझाते कुम्भकार की बातों से 

राजा की मति का उफान-- 


२३० / मुंकभादी 


उद्दीपत उतरता-सा गया, 
अस्त-अ्यस्त-सी स्थिति 
अब पुरी । 
स्वस्थ-शान्त हुई देख, 
फिर से निवेदन, कर-जोड़ प्रार्थना : 
“है कृपाण-पाणि क्रपाप्राण ! 
क्ृपापात्र पर कृपा करो 
यह निधि स्वीकार कर 
इस पर उपकार करो ! 
इसे उपहार मत समझो 
यह आपका ही हार है, शव गार 
आपकी ही जीत है 
इसका उपभोग-उपयोग करना 
हमारी हार है, स्वामिन्‌ !” 
| 


बोरियो में भरी उपरिल मुक्ता-राशि 
बाहर की ओर झ्ञाँकती 

कुम्भकार की इस विनय-प्रार्थना को 
जो राज! से की जा रही दै, 
सुनती-देखती; 

और 

समझ भी रही दै 

राजा के मन को गुदगुदो को, 
सम्मति की ओर झुकी 

राजा की चिति को बुदबुदी को 

मुद्ध पर मन्द-मुस्कान के मिष : 

हे राजन ! 

पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे--- 
यूँ मानो कह रहो है। 


भूकनछी / ९११ 


परच्तु सुनो] 
मुक्ता वह नामानुकल 
न राग करती, न देष से भरती 
अपने आपको ! 
न ही मद-मान-मात्सयें 
उसे छू पाते कोई विकार ! 
सर्वे-प्रथम प्रांगण में गिरी 
आकाश मण्डल से, 
फिर निरी-निरी हो बिखरी, 
बोरियों में भरी गई। 


सम्मान के साथ अब जा रही है 

राज-प्रासाद की ओर''* 

मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा हो रही है, 

पर 

मन्त्र मुग्धा हो सुनती कब उसे ? 

मुदित-मुखी महिलाओं के 

संकट-हा रिणी कण्ठ-हार बनती ! 

द्वार पर आगत अम्यागतों के 

सर पर हाथ रखती, 

तारणहार तोरणद्वार बनती, 

इस पर भी वह 

उन्मुकता मुक्ता ही रहती 

अहुंभाव से असंपृक्‍ता'' मुक्ता''*! 
कुम्भकार के निवेदन, 
मृकता और माहोल के 
सराहन-समर्थन पर 
विचार क रता हुआ राजा 
स्वोकारोक्ति का स्वागत करता है, 
सानन्द !, 


२२२ / सुसमक्ती 
और 
मुक्ता की दुलंभ निधि ले 
राज-कोष को और समुद्ध करता है। 
(0 


हसी भाँति ! 

धरदी की घवलिम कीति वह 

अन्द्रमा की चन्द्रिका को लजाती-सी 

दरों दिशाओं को चीरती हुई 

और बढ़ती जा रही है 

सीमातीत शून्याकाश में। 
सूरज-शूरों, वीरों की 
श्रीमानों की धीमानों की 
धीर-जनों की, तस्वीरों की 
शिक्षुओं की ओ पश्चुओं की 
किशोर किस्मतवालों की 
युवा-युवति, यति-यूथों की 
सामन्‍्तों की, सम्तों की 
शीलाभरण सतियों की 
परिश्रमी ऋषि-कृषकों की 
असि-मषि करमकारों की 
ऋषि-सिद्धि-समृद्धों की 
बुद्धों की, गुणव॒द्धों की 
तझ्वरों की, गृरुवरों की 
परिमल पल्‍लव-पत्तों की 
गुरुतर गुल्म-गुष्छों की 
फल-दल कोमल फूलों की 
किसलय-स्निर्ध किसलयों की 
परवत-पर्व-तिथियों की 


शुकमाड़ी / २१२३ 


सदा सरकती सरिताओं की 
सरवर सरसिज सुषमा की 
आदि" आदि'"*'यूँ 
भाँति-भाँति आभाओं की 
घरती से सरालिम प्रीति वह 
और बढ़ती जा रही है 
और बढ़ती जा रही है''' 

0 


अरे यह कौन-सी परिणति उलटो-सी ! 
सागर की गर्रालिम रीति है ** 

और चिढ़ती जा रही है 

घरती की बढ़ती कीति को देख कर ! 


हे सखे ! 
अदेसख भाव है यह 
बेशक ***! 


कुम्भ को मिटाकर 

मिट्टी में मला-घुलाकर 

मिट्टी को बहाने हेतु 

प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो 
पर-पक्ष की पृजा कर 

मुक्ता की वर्षा करती 

धरती के यश को और बढ़ाती हुई 
लजीली-सी लौटती बदलियों को देख । 
सागर का क्षोभ पल-भर में 

चरम सीमा को छूने लगा । 
लोचन लोहित हुए उसके, 
भुकुटियाँ सन गईं 

गरम्भीरता भीरता में बदलती है 


२२४ / मूरूमादी 


भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे 
ओर 
कषाय-कलुषित मानसवाला 
यू सोचता हुआ सागर 
कुछ मनोशाव व्यक्त करता है. 
किः 

“स्वस्त्री हो या परस्त्री, 
स्त्री-जाति का स्वभाव है, 

कि 
किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह । 
अन्यथा, 
मातृभूमि मातु-पक्ष को 
ध्याग-पत्र देना खेल है क्‍या ? 
और वह भी '** 
बिता संक्लेश, बिना आयास ! 


यह 
पुरुष-समाज के लिए 

टेढ़ी खीर ही नहीं, 

त्रिकाल असम्भव काय॑ है ! 
इसीलिए भूलकर भी 
ऋल-परम्परा संस्कृति का सूत्रधार 
स्‍त्री को नहीं बनाना चाहिए । 
और 

गोपनीय कार्य के विषय में 

विचा र-विमदों-भूमिका 

नहीं बताना चाहिए । 


धरती के प्रति वे र-वेमनस्य-भाव 
गुरुओं के प्रति गर्वीली दृष्टि 
सबको अधीत रखने की 


ऋकालदी / २५४ 
हे अदम्य आकांक्षा े 
' सर्व-भक्षिणी वुलि** 
सागर की यह स्थिति देख 
सतेश प्रभाकर से 
सहा नहीं गया यह सब ! 
अतः उसने 
सागर-तल के रहृथासी 
तेज तत्त्व को सूचित किया 
गूढ़ संकैतों से सचेत किया 
जो प्रभाकर से ही शासित था, 
जातीयता का साम्य भी था जिसमें; 
परिणामस्वरूप तुरन्त 
बड़वानल भयकर रूप ले खौल उठा, 
और 
है क्षार का पारावार सागर, 
तुझे पी डालने में 
एक पल भी पर्याप्त है मुझे 
यूँ बोल उठा । 


आवश्यक अवसर पर 

सज्जन-साधु पुरुषों को भी, 

अआवेश-आवेग का आश्रय लेकर ही 

कायें करना पड़ता है। 

अन्यथा, 

सज्जनता दूषित होती है 

दुर्जेनता पूजित होती है 

जो शिष्टों की दृष्ट में इच्ट कब रही"? 
कथनी ओर करनी में बहुत अन्तर है, 
जो कहता है वह करता नहीं 


२२६ | भृूकमाडी 

और 
जो करता है वह कहता नहीं, 
यूँ ठह्का लेता हुआ 
सागर व्यंग कसता है पुनः 
“ऊपर से सूरज जल रहा है 
नीचे से तुम उबल रहे हो ! 

- और 
बीच में रहकर भी यह सागर 
कब जला, कब उबला ? 
इसका शीतल-शील '' यह 

कब बदला **? 

हाय रे ! 
शीतल योग पाकर भी 
शीतल कहाँ बने तुम ? 
तुमने उष्णत्व को कब उगला ? 


दूसरी बात यह भी है कि, 
तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से 
सदा पित्त कुपित रहता है 
तथा चित्त क्षुभित रहता है, 


अन्यथा... 

उन्मत्तवत्‌ तुम 

यद्वा-तद्वा बकते क्यों ? 

पित्त-प्रशमन हैलु 

मुझसे यान कर, सुधाक र-सम 

सुधा-सेवत् किया करो 

और .. डेट ' 

प्रभाकर का पक्ष ने लिया करो | 
ए 


१ 


कूट-कूट कर सागर में 
कूट-नीति भरी है। 

पुन: प्रारम्भ होता है पुरुषार्थ । 
पुथित्री पर प्रलय करना 
प्रमुख लक्ष्य है ना ! 


आकमाटी / २१७ 


इसीलिए इस बार 
पुरुष को प्रशिक्षित किया है 
प्रचुर - प्रभूत समय देकर । 
और वह पुरुष हैं-- 
तीन घन-बादल 
बदलियाँ नहीं दल-बदलने वाली 
झट से दया से पिघलने वाली । 
शुभ-कार्यों में विधन डालना हो 
इनका प्रमुख कार्य रहा है। 
इनका जघन परिणाम है, 
जघन ही काम ! 
और 
घन! नाम ! 
सागर में से उठते-उठते 
क्षारपूर्ण नी र-भरे 
क्रम-क्रम से वायुयान-सम 
अपने-अपने दलों सहित 
आकाश में उद्धते हैं । 
पहला बादल इतना काला है 
कि जिसे देखकर 
अपने सहूचर-साथी से बिछुड़ा 
भ्रमित हो भटका भ्रमर-दल, 
,. सहुच्तर की क्षंका से हो मानो 
“बार-बार इस से आ मिलता 


शभ८ / सुंबाधल्टी 
और 
निराश हो लौटतः है 
यानी... 
अमर से भी अधिक काला है 
यह पहला बादल-दल ॥ 

दूसरा “दूर से हो 

विष उगलता विषधर-सम नीला 

नील-कण्ठ, लीला-वाला -- 

जिस की आधा से 

पका पीला घान का खेत भो 

हरिताभा से भर जाता है ! 

और, 

अन्तिम-दल 

कबूतर रंग-वाला है । 

यूँ ये तोनों, 

तन के अनुरूप ही मन से कलषित हैं । 
इन की मनो-मीमांसा लिखी जा रही है ' 
चाण्डाल-सम प्रचण्ड शील वाले हैं 
धमण्ड के अखण्ड पिण्ड बने हैं, 
इनका हृदय अदय का लिलय बना है, 
रह-रह कर कलह 
करते ही रहते हैं ये, 
बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें ! 
इन्हें देख कर दूर से ही 
भूत भाग जाते हैं भय से, 
भयभीत होती अमावस्या भी इन से 
दूर कहों छूपी रहती वह; 
यही कारण है कि 
एक मास में एक हो बार-- 
बाहर आती है आवास तजकर । 


भकानली / २२४ 


निशा इनकी बहुन लगती है, ह 

सागर से शक्ति की मित्रता हुई 

.अपयश - कलंक का पात्र बना शशि 

किसी रूपवती सुन्दरी से 

सम्बन्ध नहीं होने से 

शशि का सम्बन्ध निशा के साथ हुआ, 

सो““सागर को श्रंय मिखता यह ! 
मोह-भूतत के बशीभूत हुए 
कभी किसी तरह भी 
किसो के वश में नहीं आते ये, 
दुराशयी हैं, दुष्ट रहे है 
दुराचार से पुष्ट रहे हैं, 
दूसरों को दुशब देकर 
दुष्ट होते हैं, त्प्त होते हैं, 
दूसरों को देखते ही 
रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं, 
प्रतिशोध की वृत्ति इन की 
सहूजा - जन्मजा है 
वैर-विरोध की ग्रन्थि इन की 
खुलती नहीं झट से । 
निर्देषों में दोष लगाते हैं 
संतोषों में रोष जगाते हैं 
वन्दों को भो निन्‍दा करते हैं 
शुभ कर्मों को अन्धे करते हैं, 

सुकृत की सुषमा-सुरभि को 

सूंघना नहीं चाहते भूलकर भी, 

विषयों के रसिक बने हैं 

कथषाय-कृषि के कृषक बने हैं 

जस-धर नास इतका सार्थक है। 


२३० / मूकलस्टी 
अड़त्व को धारण करने से जो (5 
मति-मन्द मदान्ध बने हूं । । हे 
यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है 
तथापि 
विष ही वर्षति हैं वर्षाशऋतु में ये । 
अन्यथा, । 
म्रमर-सम काले क्यों हें ? 
यह बात निराली है कि 
बसुधा का समागम होते ही 
“विध' सुधा बन जाता है 
और यह भी एक शंका होती दै, कि 
वर्षा-ऋतु के अनन्तर शरद्‌ ऋतु मे 
हीरक-सम शुभ्र क्यों होते'**? 

[ 


उपाय की उपस्थिति ही 

पर्याप्त नही, 

उपादेय की प्राप्ति के लिए 

अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवाय॑ है। 

और वह 

अनायास नही, प्रयास-साध्य है । 
इस कार्येकारण की व्यवस्था को 
स्मरण में रखते हुए ही 

५ सर्वे प्रथम वह बादल-दल 

देखते-देखते पलभर में 
अपने पथ में बाधक बने 
प्रभाकर से जा भिडते हैं 
और 
घन घमण्ड-घुले 


भुषधारी / २३१ 


* गुर-गजन करते कहते हूँ कि, 
' अधरती का पक्ष क्यों लेता है ? 
सागर से बयों बिढ़ता है ? 
अरे खर प्रभाकर, सुन ! ४ 
भले हीं मगनमणि कहलाता है तू, 
सौर-मण्डल देवता-भ्र ह-- 
ग्रह-णर्णों में अग्न 
तुझमें व्यग्रता की सीमा दिखती है 
अरे उमग्रशिरोमणि ! 
तैरा बिग्रह''यानी-- 
देह-धारण करना वुथा है । 
कारण, 
कहाँ है तेरे पास विश्वा म-गृह ? 
तभी तो 
दिन भर दीन-हीन-सा 
दर-दर भटकता रहता है ! . 
फिर भी 
क्या समझ कर साहस करता है 
सागर के साथ विग्रह-संधर्ष हेतु ? 
अरे, अब तो 
सागर का पक्ष ग्रहण कर ले, 
करले अनुग्नह अपने पर, 
और, 
सुख-शान्ति-यश का संग्रह कर ! 
अबसर है, 
अवसर से काम ले 
अब, सर से काम ले ! 
अब ''तो' छोड़ दे उलटी घुन 
अल्यथा, 


५३२ / चुष्माको 


और, 


ग्रहण को. ब्यगस्था अविलस्व होगी । 


" अकीति का, कारण कदाग्रह है 


कदाग्रही को भिलखता आया है 
बिर से कारागृह वह ! 


कठोर ककेश कर्णे-कर्टु ; 

शब्दों की मार सुन 

दश्शो-दिशायें बधिर हो गई, 

नभ-मण्डल निस्तेज हुआ । 
फंले बादल-दलों में डूब-सा गया 
अवगाह-प्रदाता अवगाहित-सा हो गया ! 


प्रभाकर का प्रभा-मण्डल भी 
कुछ-कुछ निः्प्रभ हुआ कहता है, 


कि 


'अरे ठगो, औरों को ठग कर 


ठहाका लेनेबालो, 


अरे, खण्डित जीवन जोनेबालो, 
पाखण्ड-पक्ष ले उड़नेवालो ! 
रहस्य की यह बात समझने में 
अभी समय लगेगा तुम्हे ! 


गन्दा नही, 

बन्दा ही भयभीत होता है 
विषम-विधन संसार से-- 

और, 

'अन्धा नहीं, ह 

आँध-वाला ही भयभीत होता है 
परम-सघन अनच्चकार से । 


अवाधाडोी / २३४३ 


हिसा की हिंसा करना ही 

अहिला की पूजा है" प्रशंसा, 

और ' 

हिसक की हिंसा या पूजा 

नियम से 

अहिसा की हत्या है'''सृश्ंसा । 

घी-रता ही बृत्ति वह 

धरती की धीरता है 

और 

काय-रता ही वृत्ति वहु 

जलधि की कायरता है। 
यूँ, 
मही की मूर्धन्यता को 
अर्थना के कोमल फूलों से 
और 
जलधि की जघन्यता को 
त्जना के कठोर शूलों से 
पदोचित पुरस्कृत करता 
प्रभाकर फिर 
स्वाभिमान से भर आया, 
जितनी थी उतनी ही पूरी-की-पुरी 
उसकी तेज उष्णता वह 
उभर आई ऊपर। 
झधिर में सनी-सी, भय की जनी 
उसपर उरठी-तनी भुक्‌टियाँ 
लफ्लपासी रसना बनी, मानो 
आग की बूंदें तषकाती हों, 


बतली कड़ी 
'लही, नहीं, किसी को छोड़ें गी नहीं ।/ 


2२2४ / भकभादी 


यूँ गरणती 
दावानल-सम प्रधंकती वनी-सी बी“ 
सही-सही समझ में नहीं जाता । 
पुरी खुली दोनों आँखों में 
लावा का बुलावा है क्‍या ? 
भूलावा है यह ! 
बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी 
तेज तत्त्व का मूल-स्रोत 
विश्व का विद्य त-केन्द्र । 
संसार के कोने-कोने में 
तेज तस्व का निर्यात यहीं से होता है, 
जिसके अभाव में यातायात ठप्‌ 
जड़-जंगमों का ! 
चारो ओर अंधकार, धृप्‌"''। 
() 


निन्‍्दा की दृष्टि से निरखने में निरत - 
निकट नीचे आये 
नीच-निराली नीति वाले 
बादल-दलों को जलाने हेतु -- 
प्रभाकर के प्रयास को निरख 
सागर ने राहु को याद किया, 
और कहा : 
“प्रभाकर की उहण्डता कब तक चलेगी 


अं से प्रभावित प्रभाकर) 
“मण्डल की शालीनता को 


लीलता जा रहा वह ! 
धरती की सेवा में निरत हुआ 
पृथियी से प्रभावित प्रभाकर 


जुकमादी / २२४ 


क्या आपसे परिचित नहीं ? 
गया मृगराज के सम्मुख जा 
मनमानी करता है मृग भी ?"** 

क्या मानी बन मेंढक भी 

विषधर के मुख पर जा 

छल खेल सकता है ? 

कहीं ऐसा तो नहीं कि 

धरती की सेवा के मिथ 

आपका उपहास कर रहा हो ! 

, कुछ भी हो, कुछ भी लो, 
मन-चाहा, मूँह-माँगा ! 
माँग पूरी होगी सम्मान के साथ, 
यह अपार राशि राह देख रही है। 

शिष्टों का उत्पादन - पालन हो 

दुष्टों का उत्पातन - गालन हो, 

संपदा की सफलता वह 

सदुपयोगिता में है ना ! 

राह में राशि मिलती देख 

राहु गुमराह-सा हो गया 

हाय ! 

राहु की राह ही बदल गई 

ओर 

चुपचाप यह सब पाप 

होता रहा दिनदहाड़े-- 

सरासर सागर से निर्यात 

सौर-मण्डल की ओर-**! 

यान में भर-भर हि 

झिस-मिल, झिल-मिल 

अनगरिन निधियाँ 


(३६ / मुक्यए्ी 

ऐसी हँसती धंकशसिस हँखियाँ 
मनहर ही रक मौलिक-सणियाँ 
मुक्ता-मुंगा माणिक-छवियाँ 
पुखराजों को पीलिम पटियाँ 
राजाओं में राग उभरता 
नीलम के नग रजतिम छड़ियाँ 


सागर-पक्ष का समर्थन हुआ 
राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हुई 
सो - दुर्बलता मिटी 
सागर का पक्ष सबल हुआ । 
जब 
राहु का घर भर गया 
अनुद्यम-प्राप्त अमाप निधि से । 
तब 
राहु का सर भर गया 
विष-विबम पाप-निधि से । 
यानी 
अस्ा्य-निधि के स्पछ्े से 
राहु इतना काला हो गया, कि 
वह दुरदेश्य हो गया पाप-शाला 
-क्षीणतम सुकृत वाला 
दृष्य नही रहा दक्षकों के 
स्पह््य नही रहा स्पर्शकों के ! 
लो, विचारों में समानता घुली, 
दो शक्तियाँ परस्पर मिलीं । 
गुरवेल तो कडयी होती ही है 
और नीम पर चढ़ी हो 
तो कहना ही कया ! 


अकमादी / २१४७ 


भली-बुरी भविष्य की गोद में है 
करवटें लेशी पड़ी अभी ! 
इस पर भी 
दोनों के मन में जेन कहाँ-- 
आकलता कई गुनी बढी है । 
दिन में, रात में 
प्रकाश में, तम में 
आँख बन्द करके भी 
दोनों प्रलय ही देखते हैं, 
प्रलय ही इनका भोजन रहा है 
प्रलय ही प्रयोजन"! 
[7 
घरती के विलय में 


निलय कैसे मिलेगा ? 

और कहाँ वह्‌ जीवन-साधन''*? 

धरती की विजय में 

अभय किसे न मिलेगा ? 

और यहाँ जीवन-सा धन ! 
हमें, तुम्हें और उन्हें 
यहाँ कोई चाहे जिन्हें । 
हाय, परन्तु ! 
कहाँ प्राप्त है इस 
विचार का विस्तार इन्हें ? 
ऋटिल व्याल-चालयाला 
कराख-काल यालवाला 
साधु-बल से रहित हुआ 
बाहु-बल से सहित हुआ । 


२३५८ / कुछमाकी 

वराहु-राह का राही राहु 57] 

हितादित-विवेक-बंचित 

स्वभाव से ऋर, ऋद्ध हुआ 

रौद्र-पूर, दष्ट हुआ 

कोलाहल किये बिना 

एक-दो कवल किये बिना 

बस, साथुत ही | 

निगलता है प्रताप-पुंज प्रभाकर को । 

सिन्धु में बिन्दु-सा 

माँ की गहन-गोद में शिशु-सा 

राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर । 

दिनकर तिरोहित हुआ '''सो 

दिन का अवसान-सा लगता है 

दिखने लगा दीन-हीन दिन 

दुदिन से घिरा दरिद्र गृही-सा । 
यह सन्ध्याकाल है या 
अकाल में काल का आगमन ! 
तिलक से विरहित 
ललना-ललाट-तल-सम 
गगनांगना का आँगन 
अभिराम कहाँ रहा वह ? 

दिशाओं की दशा बदली 

जीर्ण-ज्वर-गप्रसित काया-सी । 
कमल-बन्धु नहीं दिखा सो' 
कमल-दल मुकलित हुआ 
कमनीयता में कमी आई अक्रम “*! 
वन का, उपवन का जीवन वह 
मिटता-सा लगता है, 
और 


अभामाही / २१६ 


पवन का पीवन-संजीवन 
लुटता-सा लगता है। 
अग्नि मित्र है ना पवन का ! 
तेज तत््च का स्रोत है ना सूर्य ! 
अरुक, अथक पथिक होकर भी है 
पबन के पद थमे हैं आज 
मित्र की अजीविका लुटती देख ! 


मासूम ममता की मूर्ति 
स्वैर-विहारी स्वतन्त्र-संज्ञी 
तंगीत-जीवी संयम-तन्त्री 
सर्वे-संगों से मुक्स'*'नि:संग 
अंग ही संगीती - संगी जिस का 
संघ-स माज-सेवी 
वात्सल्य-पूर वक्षस्तल ! 
तमो-रजो अवगुण-हनी 
सतो-गुणी, श्रममुण-घनी 
बैर-विरोधी वेद-बोधि 
संध्या की शंका से आकुल 
आकस्मिक भय से व्याकूल 
जिसके पंख भर आये हैं 
इलथ पक्षी-दल वह 
विहंगम दृदय-दक्षन छोड़ 
अपने-अपने नीड़ों पर आा 
मौन बैठ जाता है जिसका तन, 
गौर 
विन्ता की सुदूर'''महनता में 
पेठ जाता है जिसका मन ! 
कम्पित हैं अनुकम्पा से अनुक्षण 
सो" तन में कम्पन है, 


२४० | भूकमादी 

अन्दर के आद्-क्म 

आते के कारण बाहर आ-आकर 

कन्दन कर रहे हैं ! 
* ये तो कल के ही कर्ण हैं 

परन्तु, खेद है कल का रव 

कहाँ है वह कलरव ? 

कलकण्ठ का कण्ठ भी कुष्ठित हुआ 

वन - उपयस - नन्‍्दत में 

केवल भर-भर आया है 

कशण ऋदन अपकलदन ! 

काक - कोकिल - कपोतों में 

चील - चिड़िया - चातक - चित में 

बाघ - भेड़ - बाज - बकों में 

सारंग - क् रंग - सिंह - अंग में 

खग - खरगोशों - खरों - खलों में 

ललित-ललाम - लजील लताओं में 

पर्वत - परमोन्नत शिखरों में 

प्रौढ़ पादपों औ' पौधों में 

पल्‍लव-पातों, फल-फूलों मे 

विरह-वेदना का उन्मेष 

देखा नहीं जाता निमेथ भी 

संकल्प लिया पंछी-दल मे-- 

सूर्य-प्रहण का सकट यह 

जब तक दूर नही होगा 

तब तक भोजन-पान का त्याग ! 

जन-रंजन, मनरंजन का त्याग ! 

और तो और, 

अंजन-व्यंजन का भी ! 


अुकजादी / २४१ 

- भूचरों नभदचरों का 
 हा्हाकार सुतकर 

राहु के मुख में छटपटाते 

दिनकर को देखकर 

बादल के दिल को बल मिला, 

कहीं 

कई ग्रुणा छून बढ़ब्सा गया उसका | 
पर-पक्ष के पराभव में 
ऐसा होता ही है, 
पर, होना नहीं चाहिए; 
और 
सस्‍्व-पक्ष के पराभव में 
दिल पर दौरा पड़ता है 
यह सब जग की जड़ता है ! 


अब मेषों के वर्षम को 

कोन रोक सकता है ? 

अब मभेघों के हर्षण को 

कौन रोक सकता है? 

प्रलय-का रिणी वर्षा की भूमिका 

पूरी बन पड़ी है यथास्थान-- 

यूँ कहते माहौल को देख, 
जब हवा काम नही करती 
तब दवा काम करतीं है, 
और 
जब दवा काम नहीं करती 
तब दुआ काम करती है 
परस्तु, 
जब दुआ भी काम नहीं करती 

। तब क्या रहा क्षेव ? 


२४९ / शुकबा्टी ; 
कौन सहारा ? “सो सुनो ! 
हुढ़ा प्लवा संबना-आलिगिता 
यह थो जेतना है- 
स्वभंभुवा काम करती है, 
यूँ सोचती हुई धरती को 
विनय-अनुनय से कहते हैं 
कृथ-कण ये : 
“माँ के मान का सम्मान हो 
राषव-वंश के अश हैं ये, 
लाधव-वंश के प्रशंसक भी 
परल्तु, 
अहूं के संस्कार से संस्कारित 
गारव-वंश के ध्वंसक है, माँ ! 
हुए, हो रहे, और होंगे 
जिस वंश में हंस १रमहस 
उस वश की स्मृति विस्मृत न हो, माँ ! 
वश-परम्परा की परिचर्या 
करने दो इसे, 
मात्र परिचर्जा 
रहने दो उस्ले, 
शअ्रम का भाजन रही'*जो ! 
सरस भाषण की अपेक्षा 
नीरस भोजन ही आज 
स्वादपूर्ण, स्वास्थ्य-वर्धक 
लग रहा है इसे ।” 
जगद॒हितैषिणी माँ के 
मंगलमय चरण-कमलों में 
मस्तक धरते, करते नमन 


मूकशाटी | २४३ 
और * 
माँ के मुख से मंगलमय 
आशीवेचन सुनते यूँ : 
पाप-पाश्चण्ड पर प्रहार करो 
प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो | 
| 


दृढ़ मना श्रमण-सम सक्षम 
कार्य करने कटिबद्ध हो 
अथाह उत्साह साथ ले 
अनगिन कण ये उद़ते हैं 
थाह-शून्य शून्य में! 
रणभेरी सुतकर 

स्वांगन में कूदने वाले 
स्वाभिमानी स्वराज्य-प्रेमी 
लोहित-लोचन उद्भट-सम 
या 

तष्त लोह-पिण्ड पर 
घन-प्रह्ार से, चट-चट छूटते 
स्फुलिंग अनुचटन-सम 
लाल-लाल ये घरती-कण 
क्षण-क्षण में एक-एक होकर भी 
कई जलकणो को, बस 
सोखते जा रहे हैं, 

सोखते जा रहे हैं '' 

पूरा बल लगाकर भी 
भू-कणणों को राशि को 
चीर-चोर कर हस पार 
भूसक नहीं आ पाये जेल-कण ! 


२४४६ / मकबअइटी 


ऊपर से नीचे की ओर गिरते 

अनमिन जल-कणों से, 

नोचे से ऊपर की ओर उद्से 

अनगिन भू-कर्णों का 

जोरदार टकराव ! 

परिणाम यह हुआ, कि 

एक-एक जल-कण 

कई कणों में विभाजित होते-- 

जोरदार बिखराव ! 

चारों ओर जोर शोर : 

और 

छोर-शून्य सौरमण्डल में 

घूृम्रदार घिराव'''! 
घनों के ऊपर विघन छा गया 
भू-फकण सथन होकर भी 
अघ से परे अनघ रहे, 
घनो के कण अनघ कहाँ ? 
अधों के भार, सौ-सौ प्रकार 
सो भयभीत हो भाग रहे, 
और 
भू-कण ये भूथे-से 
काल बन कर, 
भयंकर रूप ले 
जल-कर्णो के पीछे भाग रहे हैं । 
इस अवसर पर इन्द्र भी 
अवतरित हुआ, अमरों का ईश। 
परन्तु 

उसका अवतरण ग्रुप्स रहा 

दृष्टिगोथर नही हुआ वह, 


न मुख्यादी / २४१ 


केवल धनुष दिख रहा ;< 
कार्यरत इल्द्रधनुष ! ! | 
महापुरुष प्रकाश में नहीं आते 
आना भी नहीं चाहते, 
प्रकाश-प्रदान में ही 
उन्हें रस आता है। 
यह बात निराली है, कि 


प्रकाश सब को प्रकाशित करेगा ही 
स्व हो या पर, 'प्रकादय' भर को ''*! 
फिर, सत्ता-शून्य वस्तु भी कहाँ है ? 
फिर, यह भी सम्भव कहाँ 
कि 
सत्ता हो और प्रकाशित न हो ? 
इन्द्र-सम यही चाहता है 'यह' भी । 
मैं यथाकार बनना चाहता हूँ 
व्यथाकार नही । 
और 
मैं तथाकार बनना चाहता हूं 
कथाकार नहीं । 
इस लेखनी को भी यही भावना है-- 
कृति रहे, संस्कृति रहे 
आगामी असीम काल तक 
जागृत' “जीवित “अजित ! 
सहज प्रकृति का वह 
आगार - श्रोकार 
मनहर आकार से 
जिसमें आकृत होता है । 
कर्ता न रहे, वह 
विश्व के सम्युख कभी भो 


गैरं६ / गुंकंगारों $ 


विषम - विकृति का वह 

क्षार-दार संसार 

अहूंकार का हुँकपर से 

जिसमें जागृत होता है। 

और 

हित स्व-पर का यह 

निश्चित निराकृत होता है ! 
छा 


आज इन्द्र का पुरुषा्थ 
सीमा छू रहा है, 
दाहिने हाथ से धनुष की डोर को 
दाहिने कान तक पूरा खींचकर 
निरम्तर छोड़े जा रहे 
तीबे सूचीमुखी बाणों से 
छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, 
विद्र प-विदीर्ण हो रहे हैं 
बादल-दलों के बदत सब । 
बेर मर्मेर-सी हो आई स्थिति उनकी 
दयनीय-सी गति, रुलाई आती दी ! 
जहाँ देखें वहाँ . 
भू-कण ही भू-कण 
थोड़े से ही शेष हैं जल-कण । 
यही कारण है कि 
सागर ने फिर से प्रेषित किये 
जल-भरे लवालब बादल-दल, 
और साथ ही साथ 
आगे क्‍या करता, 
यह भी सूचित किया है। 


कृकानली / २४७ 

सूचित चावानुवार तुरन्त, 
बादलों मे बिजली का उत्पादन किया, 
कोंध से भरी बिजली कौंधने शगी 
सब की आँलें ऐसी बन्द हो गईं 
चिपक गईहों गोंद से कहीं ! 
सूझबूक्ष बुध-सी गई सबकी 
औरों की क्या कथा, 
निसमें से अनिमेष रहा इन्द्र भी 
निर्मिष-भर में निमेषवाला बन गया, 
यानी 
इन्द्र की आँखें भी 
बार-बार पलक मारने खग्मीं 
तभी इन्द्र ने आवेश में जा कर 
अमोध अस्त्र वद्ध निकाल कर 
बादलों पर फेक दिया। 

वज्ञाधात से आहत हो 

प्रेषों के मुख से 'आह ध्वनि निकलो, 

जिसे सुनते ही 

सोर-मण्डल बहरा हो गया । 
रावण की भाँति चीखना 
मेघों का रोना वह 
जपशफन सिद्ध हुआ सागर के लिए, 
और 


आय-उगलती बिजली की आँखों में 
भूरि-भूरि धुलि-कण 

घुस-घुस कर 

दुःसह वु:ख देने लगे । 

शेसो विचम-स्थति को देख 
बिजली थी कपते लगी, 

इसी कारण से शायद 


रधंद / मुंकभाटी 


अला-जपला पलायुवाली 
“बनी हो बिजली ! 


इस दुर्भटना को देख, 
तुरन्त, 

सागर से पुनः सूचना मिलती है 
भयभीत बादलों को, कि 
इन्द्र ने अमोध अस्त्र बलाया 
तो हब तुम 
शामबाण से काम लो ! 

पीछे हटने का मत नाम लो 

हट का जयाब पत्थर से दो ! 

विलस्न नहीं, अविलस्म 

ओला-वृष्टि करो'*'उपलबर्षा ! 


लो, फिर से बादलों में स्फूर्ति आई 

स्वाभिमान सचेत हुआ 

ओलों का उत्पादन प्रारम्भ ! 

सो ''ऐसा लग रहा है 

उत्पादन नहीं, उद्धाटन-अनावरण हुआ है 

अपार भण्डार का कहीं ! 
लघु-गुरु अणु-महा 
त्रिकोण-बतुष्कोपा वाले 
तथा पाँच पहलू वाले 
भिन्‍न-भिन्‍म आकार वाले 
भिन्‍त-भिन्‍न भार बाले 
गोल-गोल सुडील ओले 
नया कहे, कया बोले, 
जहाँ देखो वहाँ ओसे 
सौर-मण्डल भर गया | 


सुक्मादी / २४६ 


सो यह लेखनी तुलना करने बैठी 

सौर और भूमण्डल की : 

ऊपर अणु की शबित काम कर रहो है 

तो इधर" नीचे 

मनु की शक्ति विद्यमान ) 

ऊपर यन्त्र है, धुमड़ रहा हैं 

नीचे मन्त्र है, मुनगुना रहा है 

एक मारक हैं 

एक तारक; 

एक विज्ञान है 

जिसकी आजीविका तक्कंणा है, 

एक आस्था है 

जिसे आजीविका की चिन्ता नही, 

एक अधर में लटका है 

उसे आधार नहीं पैर टिकाने, 

एक को धरती की शरण मिली है 

यही कारण है, ऊपर वाले के पास 

केवल दिमाग है, चरण नहीं *' 

हो सकता है दीमक खा गये हों 
उसके चरणों को ! 

नीचे वाला चलता भी है 

प्रसंग बश ऊपर भी चढ़ सकता है; 

हाँ! 

ऊपरवाले का दिमाग चढ़ सकता है 

तब बह 

विनाश का, 

पतन का ही पाठ पढ़ सकता है। 


यहू भी सर्व-विदित है कि ॥ 
प्रसन-चिह्न ऊपर ही पे 


२६४० / भृशमाओी 


लटका मिखता हैं सदा, 
जबकि 
पूर्णेविराम नीचे । 
प्रइन का उत्तर नीचे ही मिलता है 
ऊपर कदापि नहीं“ 
उत्तर में विराम है, शान्ति अनन्त । 
प्रदन सदा आकूस रहता है 
उत्तर के अनन्तर प्रश्न ही नहीं उठता, 
प्रदन का जीवन-अन्त-- 
सिन्धु में बिन्दु विलीन ज्यों"! 
ए 


लेखनी से हुई इस तुलना मे 
' अपना अवमूल्यन जान कर ही मानो, 
निर्देय हो टूट पढ़े 
भू-कर्णों के ऊपर आगिन ओले । 
प्रतिकार के रूप में 
अपने बल का परिचय देते 
मस्तक के बल भू-कणों ने भी 
ओलों को टबकर देकर 
उछाल दिया छून्य में 
बहुत दूर'“घरती के कक्ष के बाहर, 
आयंभट्ट', 'रोहिणी' आदिक 
उपग्रहो को उछाल देता है 
यथा प्रक्षेपास्त्र [ 
इस टकराव से कुछ ओले तो 
पल भर में फूट-फूट कर 
बहु भागों में बंट गये, 
और वह दृश्य ४ 


सुकमाहो / २४१ 


ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि 
स्वर्गों से बरकाई गई 
परिमल-पारिजात पृष्प-पाँशुरियाँ ही 
मंगल मुस्कान बिश्वेरती 
नोचे उतर रही हों, धीरे-धीरे ! 
देवों से धरती का स्वागत-अभिनन्दन ज्यों । 
ओलों को कुछ पीड़ा न हो, 
यूँ विचार कर ही मानो 
उन्हें मस्तक पर लेकर 
उड़ रहे हैं भू-कण ! 
सो ''ऐसा लग रहा, कि 
हनूमान अपने सर पर 
हिमालय ले उड़ रहा हो ! 
यह घटना-क्रम 
घण्टों सके चलता रहा'''लगातार, 
इसके सामने स्टार-बार' 
जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है 
विशेष महत्त्य नहीं रखता । 
ऊपर घटती इस घटना का अवलोकन 
खुली आँखों से कुम्भ-समूह भी कर रहा । 
पर, 
कुम्भ के मुख पर 
भीति का लहर-वैषम्य नहीं है 
सहज-साक्षी भाव से, बस 
सब कुछ संबेदित है 
सरल-गरल, सकल-शकल सब ! 
इस पर भी 
विस्मय की बात तो यह है 
कि, 


२६४६० / गुच्तन्पदी 


लटका फिखता है सवा, 
जबकि 
पूर्णवविराम नीचे । 
प्रहन का उत्तर नीचे ही मिलता है 
ऊपर कदापि नहीं: 
उत्तर में विराम है, शान्ति अनन्त । 
प्रदन सदा अफ़ल रहता हे 
उत्तर के अनन्तर प्रहन ही नहीं उठता, 
प्रन्‍न का जीवन-अन्त-- 
सिन्धु में बिन्दु क्लीन ज्यों“! 
ए 


लेखनी से हुई इस तुलना मे 
अपना अवमल्यन जान कर ही मानो, 
निर्देध हो टूट पढ़े 
भू-कर्भों के ऊपर अआलगिन ओले । 
प्रतिकार के रूप में 
अपने बल का परिचय देते 
मस्तक के बल भू-कणों ते भी 
ओलों को टक्कर देकर 
उछाल दिया छाून्य में 
बहुत दूर'*'धरती के कक्ष के बाहर, 
आयंभट्ट', 'रोहिणी' आदिक 
उपग्रहों को उछाल देता है 
यथा प्रक्षेपास्त्र 

इस टकराव से कुछ जले तो ह 

पल भर में फूट-फूट कर 

बहु भागों में बट गये, 

और वह दुष्य 


कुकरालो / २४९ 


ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि 
स्वर्गों से भरसाई गई ह 
परिमल-पारिजात पुठ्प-पाँशुरियाँ ही 
मंगल मुस्कान विश्वेरती हे 
नौचे उतर रही हों, धीरे-धीरे ! 
देवों से धरती का स्वागत-अभिनस्वन ज्यों । 
ओलों को कुछ पीड़ा न हो, 
यूँ विचार कर ही मानो 
उन्हें मस्तक पर लेकर 
उड़ रहे हैं भूकण ! 
सो “ऐसा लग रहा, कि 
हनूमान अपने सर पर 
हिमालय ले उड़ रहा हो ! 
यहू घटना-क्रम 
धण्टों तक चलता रहा'''लगातार, 
इसके सामने 'स्टार-वार' 
जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है 
विशेष महत्व नहीं रखता। 
ऊपर घटती इस घटना का अवशोकन 
खुली आँखों से कुम्भ-समूह भी कर रहा । 
पर, 
कुम्भ के मुख पर 
भीति का सहर-वेषम्य नहीं है 
सहज-साक्षी भाव से, बस 
सब कुछ संबेदित है 
सरखल-गरल, सकल-शकल सब ! 
इस पर भी 
विस्मय की बात तो यह है 
स्‍ कि, 


२४२ / मंकगाडी 


एक भी ओला नीचे आकर 
कम्भ को भरत नहीं कर सका ! 
जहाँ तक हा र-जीत की बात है-- 


भू-कणों की जीत हो चुकी है 
और 


बादलों-ओलों के गले में 
हार का हार लटक रहा है 
सुरधक्षि-सुगन्धि से रहित 
मृतक मुरकझ्षाया हुआ ! 

तथापि, 

नये-नये बादलों का आगमन 

नूतन ओलों का उत्पादन 

बीच-बीच में बिजली की कौंध 

संघर्ष का उत्करषंण-प्रकर्षण 

कलह कशमकश घू्तेता 

सागर के विषम-सकेत क्र रता 

आदि-आदि यह सब 

पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाहु-परिणाम है, 

ऋरध का पराभव होना सहज नहीं । 

0 


इस प्रतिकूलता में भी 

भूछे भू-कणों का साहस अद्भुत है, 
त्याग-तपस्यथा अनूठी | 

जन्म-भूमि की लाज 

माँ-पूथिवी की प्रतिष्ठा 

दृढ़ निष्ठा के बिना 

टिक नहीं सकती, 

रुक नहीं सकती यहाँ, 


बुकाजाही / २६३ 


लुट जाती तश्नी की... 

इस विकय को स्मृति में लाता हुआ 

उपास्य की उपासना में डूबता वह शिल्‍ल्पी-- 
किसी बात की साँग नहीं की आज तक उसने | 


इसका अर्थ यह नहीं कि 
यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं 
अभाव का अनुभव महीं हो रहा हो; 


अर्थ का अभाव कोई अभाय नहीं है 

और 

प्रभु से अर्थ की माँग करना भी 
व्यर्थ है ना ! 


जो आपके पास है हो नहीं 

रखना ही नहीं चाहते 

उसकी कया माँग ? 

परन्तु, 

परमार्थ का अभाव 

असहाय हो उठा है इस मे, विभो ! 
इस अभाव का अभाव कब हो ? 


किसी विशेष कारणवश 

शोकाकुल हो शान्त थक कर 

शयासन से सोये हुए 

किशोर की सृक्ष्मातिसूक्ष्म सिसकन में ही 
बनीभूत दुःख की गन्ध आती है 

बहु भी माँ की नासा को । 

उस की हवसन-प्रणाली का सरकन 
आरोहण-अव रोहण का श्रवण 

माँ की अबणा ही कर सकती है। 


२५४ / भुकनस्ही 


पहले कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है 
हाथ-पै र नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, 
और | 
मुख-मुद्रा को विकृत करता हुआ 
आक्रोश के साथ ऋन्‍्दन नहीं कर रहा है, 
इसी कारण उसमें 
दुःख के अभाव का निर्णय लेना 
सहीं निर्णय नहीं माना जा सकता । 
माँग--दुःख का अभिव्यक्तिकरण ह 
नहीं है यहाँ 
किन्तु 
दुःख की घटाओं से आच्छन्न है 
अन्दर का आकाश ! 
हसका दर्शन यदि 
अन्तर्यामी को भी नहीं होगा, 
तो फिर डडौड 
किस की आँखें हे वे 
इसे देख सकें 
और तुरन्त ही 


सजल हो सांत्वना दे सकें ? 


माँ-धरती का मान पत्र जाय, प्रभो ! 
जल का मान पथ जाय, विभो ! 
परीक्षा की भी सीमा होती है 
अति-परीक्षा भी प्राय: 

पात्र को विचलित करती है पथ से, 
पाथेय के प्रति प्रीति भी घटती है । 
बार-बार दीर्थ श्वास लेने से 
धैयें-साहुस का बाँध हिलता है 
दरार की पूरी सम्भावना है। 


जुकना़ी / २४६ 
हाय ! ! 
अकाल में ही जीवन से 
हाथ धोना पड़ेगा क्‍या ? 
दिन-पर-दिन कटते गये 
“““कई दिन ! 
जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का 
प्रेमभरी मन्द-मुस्कान 
लाड़-प्यार की बात । 
गात पर हाथ सहलाता 
कोमल कर-पल्लवों का सहलाव 
संगीत के साथ आत्मसात्‌ कराता 
शीतल सलिल का स्नेहिल सिचन' * 
यह सब अतिशय अतीत का, 
स्मृति का विषय बन झलक आया 
गुलाब-पौध के समक्ष । 
और 
पौध ने दृष्टिपात किया तुरन्त ! 
सुदूर “प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, 
जो 


भोग-भुक्ति से ऊब गया है 
योग-भक्षित में डूब गया है, 
उस की मति वह 
प्रभु-ब रणो की दासी बनी है, 
पर 
मुखाकृति पर पतली हल्की-सी 
उदासी बसी है ! 

धर्म-संकट में पड़े स्वामी को देख 

गुंलाब-पौध बोल उठा : 

“जूस संकट का अन्त सिकट हो, 


. २१६ | जकमारी 


विकट से विकटतम संकट भो 
कट जाते हैं पल भर में; 
आप को स्मरण में लाते हीं 


फिर तो प्रभो ! 

निकट-मनिकटतम निरखता 

आप को हुदय में पाते भी 

विलम्ब क्‍यों हो रहा है, 

आय॑ के इस कार्य में?” 
0 
इसी अवसर पर, यानी 
आगत संकट पर ही 
गुलाब के काँटे भी दाँत कटकटाते हैं, 
कर्ण-कटु कूछ कहते यूँ : 
“अरे संकट |! 
हृदय-शून्य छली कहीं का ! 
कंटक बन मत बिछ जा ? 
निरोह-निर्दोष-निइछल 
नीराग पथिकों के पथ पर ! 

अपना हुठ छोड़, 

अब तो हट जा 

पथ से द्र'' कहीं चला जा, 

वरना, 

काँटे से ही काँटा निकाला जाता है-- 

यह पता नहीं तुझे ? 

ध्यान रख, 

कछ ही पलों में पता ही न चलेगा तेरा !”' 
और ' 
इसी बीच इसी विषम्र में 


डाल पर लटकता फूल-- 


जुकेगाड़ो / २५७ 

' विशेष सक्तिव हो जाता है 

न ही काँटे की बात काटता है 

न ही काँडे को डँटता है, 

परन्तु 

समयोचित बात: करता है 

काँटे के उद्वेग-उछूमा के 

उपशबन हेतु । 


जब सुई से काम चल सकता है 
तलवार का प्रहार क्यों? 
जब फूल से काम चल सकता है 
शूल का व्यवहार क्‍यों ? 
जब मूल में भूतल पर रह कर हो 

फल हाथ लग रहा है 
तब चूल पर चढ़ना 
मात्र शक्ति-समय का अपव्यय ही नहीं, 
सहो मूल्यांकन का अभाव भो सिद्ध करता है। 
यूँ, गन्ध-निधान गुलाब 
नीति-नियोग की विधि बताता 
प्रीति-प्रयोग की निधि दिखाता 
अपने अभिन्‍न अनन्य मित्र 
अणु-अणु से, कण-कण से 
सुरभि का परिचय कराता 
दिवि-दिगंतों तक फैला कर 
गन्ध-वाहक पवन का स्मरण करता है । 


कुछेक क्षण निकलते, कि 
विनय - विद्वास वियारशील 
प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला 
वन-उपबन विचरण-धर्मा 


२४८ / मुख्याडी 
वस्न्त-वर्षा-सुबा र-धर्मा 
सब ऋतुओं में समान-कर्मा 
जीवन के क्षण-क्ष ण में 
मैत्रिक-भाव का आस्वादन करता 
जीवन के क्षण-क्षण में 
पैचिक-भावज का अभिवादन करता 
पवन का आभमन हुआ । 


ऐसे व्यक्तित्व के सम्बन्ध में ही 
संतों की ये पक्तियाँ मिलती हैं, कि 
“जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह 

काष्ठा को छती मिलती है 

उसकी सब्ेमान्य प्रतिष्ठा तो** 
काष्ठा को भी पार कर जाती है ।' 


था| 

लो, स्मरणमाज्र से ही 
मित्र का मिलन हुआ * सो 
गुलाब फूला न समाया 
मुदित-मुख 
आमोद झूला झूलने लगा, 
परिणाम यह हुआ-- 
आगत मित्र का स्वागत स्वयमेव हुआ । 

फूल ने पवन को 

प्रेम में नहला दिया, 

और 

बदले में 

पवन ने फूल को 


प्रेम से हिला दिया ! 


भकमाट़ी / २१६ 


कुछ क्षण सीन ! 

फिर पबन नें कहा विनय के साथ ! 

“मुझे याद किया“ सो 

कारण ज्ञात करना चाहता हूँ 
“जिससे कि 

प्रासंगिक करेव्य पूर्ण कर सकूँ 

अपने को पुण्य से पूर सकूँ, 

और * 


पावन-पूत कर सकूं, बस 
और कोई प्रयोजना नहीं" 
हाँ ! 

पर के लिए भी कुछ करूं 

सहयोगी - उपयोगी बनूँ 

यह भावना एक बहाना है, 
दूसरों को माध्यम बनाकर 
मध्यम--यानी समता की ओर बढ़ता 
बस, सुगमतम पथ है, 
और 
ओरों के प्रति अपने अन्दर भरी 
ग्लानि - घृणा के लिए विरेचन !” 
पकक्‍न के इस आशय पर 
उत्तर के रूप में, फूल ने 
मुख से कुछ भी नहीं कहा, 
मात्र गम्भीर मुद्रा से 
घरती की ओर देखता रहा । 
फिर, 
दयाद्ववीभूत होकर 
करुणा-छलकत्ती दृष्टि फेरी 
सुदूर बैठे शिल्पी की ओर''' 


२६० / मृषसादो 


जो औरों से क्या, 
अपने शरीर की ओर भी निहा रता नहों । 
कूछ पल खिसक गये, कि 
फूल का मुख तमतमाने लगा 
क्रोध के कारण; 
पाँखूरी-रूप अधर-पललव 
फड़फडाने लगे, क्षोभ से; 
रक्‍त-चन्दन आँखों से वह 
ऊपर बादलों की ओर देखता है-- 


जो कृतघ्न 

कलह-कर्म-मग्न बने हैं; 

हैं विध्न के साक्षात्‌ अवतार, 

संवेगमय जीवन के प्रति 

उद्देश-आवेग प्रदर्शित करते, 

और 

जिनका भविष्य भयंकर, 

शुभ-भावों का भग्नावशेथ मात्र ! 
भिन्न-भिन्न पात्रों को देखकर 
भ्रिन्न-भिन्‍न भाव-भंगिमाओं के साथ 
फल का यह जो 
वमन-नमन परिणमन हुआ, 
हुआ वर्सन - परिवर्तन, 
उतना ही पर्याप्त था पकन के लिए | 
हाँ ! हाँ !! 
अनुक्त भी जात होता है अवश्य 
उच्चयमशील व्यक्ति के लिए 
फिरः + तो न्ब्5 
संग्रमशील भक्ति के लिए 


किसी भी बात की अब्यक्तता 


भुरुणाडी / २६१ 


आकुलित करेगी क्या ? , 
सब कुछ खुलेगा-लिलेगा 
उसके सम्मुख “““जविलम्ब ! 
यूँ प्रासंगिक कार्ये ज्ञात होते ही, 
उसे साननन्‍्द सम्पादित करने 
पवन कटिबद्ध होता है तुरन्त । 
कृतज्ञता ज्ञापन करता धरा के प्रति, मे 
प्रसलय-छहूप घारण करता हुआ 
रोष के साथ कहता हुआ - 
“अरे पश्म भ्रष्ट बादलो ! 
बल का सदुपयोग किया करो, 
छल का न उपभोग किया करो ! 
छल-बल से 
हल नहीं निकलने वाला कुछ भी । 
कुछ भी करो या न करो, 
प्रात दल का अवसान हो हल है, 
और वह भी 
निकट - सन्निकट !”” 
[ 


मति की गति-सी तीज गति से 

पनन पहुँचता है नभ-मण्डल में, 

पापोस्मुखों में प्रमुख बादलों को 

४ चपेट में लेता है, घेर लेता है 
र 


उनके मुख को फेर देता है 
जड़ तत्त्व के ज़ोत, सागर की ओर'''। 


फिर, पूरी शक्ति लगाकर 
उन्हें ढकेल देता है-- 


२६२९ / शृषाटी 
बोनों हाथ कुछ ऊपर उठा 
: एक पव धरती पर निश्चल जमाता | 
एक पद पीछे की ओर खींच 
एड़ी के बल से 
गेंद को ठोक र देकर 
बालक ज्यों देखता रह जाता, 


पवन देखता रह गया । 
अब क्या पूछो ! 


बादल दल के साथ असंख्य ओले 

सिर के बल जाकर 

सागर में गिरते हैं एक साथ, 

पाप-कर्म के वशीभूत हो 

भयंकर दुःखापन्त 

नरकों में गोलाटे लेते 

शठ-नायक नारक गिरते ज्यों । 
छ 


इधर'** 
कई दिनों बाद, निराबाध 
निरभ्र नील-नभ का दर्शन | 
पबन का हृर्षण हुआ 
उत्साह उल्लास से भरा 
' सौर-मण्डल कह उठा, कि-- 
“घरती की प्रतिष्ठा बनी रहे, और 
हम सब की 
घरती में मिष्ठा चनी रहे, बस ।” 
अणु-अणु कण-कण ये 
वन-उपवन और पवन 
पानु की आभा से धुल गये हैं। 


मूकबाटी / २६३ 
कलियाँ खुल खिल पढड़ीं 
पंवत की हँसियों में, 
छवियाँ बुल-मिल गईं 
गगन की गलियों में, 
नयी उमंग, नये रंग 
अंग-अंग में नंगी तरंग 
नयीं ऊषा तो नयी ऊष्मा 
नये उत्सव तो नयो भूषा 
नये लोचन - समालोचन 
गया सिचन, नया चिन्तन 
नथी शरण तो नयी बरण 
नया भरण तो नया5भरण 
नग्रे चरण - सरचण 
नये करण - संस्करण 
नया राग, नयी पराग 
नया जाग, नहीं भाग 
नये हाव तो नयी तृपा 
नये भाव तो नयी कृपा 
नयी खुशी तो नयी हँसी 
नयी-नयी यह गरीयसी । 


नया मगल तो नया सूरज 
नया जंगल तो नयी भू-रज 
नयी मिति तो नयी मति 
नमी चिति तो नयी यति 
नयी दशा तो नयी दिशा 
नहीं मृषा तो नयी यश्ञा 
नयी क्षूधा तो नयी तुषा 


..' नयी सुधा तो निरामिषा 


२४ / जुकनाठी 

' नया योग है, गया प्रयोग है 
सयेंलग्रै थे नयोपयोग हैं 
लयी कलर ले हरी लसी है 
लयी सम्पदा वरीयसी है 
तयी पत्रक में तया पुलक है 
नयी खलक में नयी झलक है 
नये भवन में नये छुवन हैं 
नये छुवन में नय्रे स्फुरण हैं 

क्ष| 


यूँ, यहू नूतन परिवर्तंत हुआ 
तथापि, 

इसका प्रभाव कहाँ पढ़ा-- 
मौन-आसीन शिल्पी के ऊपर, 
मन्द-मन्द सुगन्ध पद्रन 
बहु-बहू कर भी वह 
अप्रभावक ही रहा। 

शिल्पी के रोम-रोस वे 
पुलकित कहाँ हुए ? 

अपरस को परस यह 
प्रभावित कब कर सकता **'? 


शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी 
गुलाब की ताजी महक 
उसकी नासा को जगा न सकी 
भोगोपनोग की ये वस्तुये 
“जब 

भोग-लीन भोक्‍ता को भी 
तृप्त नही कर पाती हैं 

फिर तो यहाँ-- 


जुझाशदों / २६६ 


योगी को आमस्जित करना है 

मन्त्रित करता है वाहर आने को ! ह 
निजी-मिजो सीड़ों को छोड़ 
बाहर आ बन-बहा र निहारते 
पंछी-दल की चहुक भी 
चाह के अभाव में शिल्पी के कर्मों को 
तरंग-क्रम से जा छु नहीं सकी 
और 
शुन्‍्य में लीन हो गयी वह । 
यानी, 
श्रवणीय चहक के ग्राहक 
नही बने शिल्पी के कर्ण वे । 

ऐसी विशेष स्थिति में 

दूरज होकर भी 

स्वयं रजविहीत सूरज ही 

सहस्रों करों को फैलाकर 

सुकोमल किरणांगुलियों से 

नीरज की बन्द पाँखुरियों-सी 

शिल्पी की पलकों को सहलाता है । 
इस सहलाव में शिल्पी को अनुभूत हुआ 
माँ की ममता का मुदु-स्नैहिल परस । 
विस्फारित आँखें हुईं 


हुआ अपार क्षमता का सदन 
आलोक धाम दिनकर का दरश | 
दूर से दरश पाकर भी 

लोचन हरस से बरसने लगे, 
और इधर: 

भक्ति के धवलिभ कणों में 
स्नपित - शान्‍्त होने 


२६६ / भूच्यादो 


धरती के कण ये तरसने लगे | 

यूँ, पूरा का पूरा माहौल डब गया, 
परसन में, दरशन में, 

हेरसन और तरसन-में ! 


हि। 


स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते 
कुम्भका र को देख कुम्भ ने कहा, 
कि 

परीबह-उपसमे के बिना कभी 

स्वयं और अपवर्ग की उपलब्धि 

न हुई, न होगी 

श्रेंकालिक सत्य है यह ! 
युप्त-साधक को साधना-सी 
अपक्व-कुम्भ को परिपक्व आस्था पर 
आशचय हुआ कुम्भकार को, 
और वह कहता है-- 
“आशा नही थी मुझे कि 
अत्यल्प काल में भी 
इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें । 
कठिन साधना के सम्मुख 
बड़े-बड़ें साथक भी 
हाँपते, घुटने टेकते हुए 
मिले हैं यहाँ ! 

अब विदबस्त हो चुका हूं 

पूर्णतः मैं, कि 

पूरी सफलता आगे भो मिलेगी, 

फिर भी, अभो तुम्हारी यात्रा 


भूकमाट़ी / २६७ 


अआदिम-बाटी को हो पार कर रहो है, 
धाटियों को परिपाटी अतीक्षित है अभी ! 


और सुनो ! 

आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, 

वहु भी बिता नौका ! 

हाँ ! हाँ !! 

अपने ही बाहुओं से तैर कर, 

तीर मिलता नहीं बिना तैरे । 
इस पर कुम्भ कहता है : 
“जल और ज्वलनशील अनल में 
अन्तर ब्लेष रहता ही नहीं 
साधक की अन्तर-दृष्टि में । 
निरन्तर साधना की यात्रा 
भेद से अभेद को ओर 
वेद से अवेद की ओर 
बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए 
अन्यथा, 
वह यात्रा नाम की है 
यात्रा की शुरूआत अभी नहीं हुई है ।'' 


कुम्भ को भे पंक्तियाँ 
बहुत ही जानदार 
असरदार सिद्ध हुईं ।'** 


स- कम 


जाकर 


टू 


५ है] -रै 
3) 
के शक 
७ ४ 


हि 


१४ 





इधर धरती का दिल 
दहल उठा, हिल उठा है, 
अपधर धरती के कप उठ हैं 
घृति नाम की वस्तु वह 
दिखती नहीं कहीं भी । 
चाहे रति की हो या यति की, 
किसी की भी सति काम नही करती । 
धरती की उपरिल उर्वरत्ता 
फलवती शक्ति बह जायेगी 
पता नही कहाँ वह जायेगी * ? 
प्रायः यही सुना है, कि 
नभचरों से भूचरों को 
उपहार कम मिला करता है 
प्रहार मिला करता है प्रभूत ! 
असंयमी संयमो को ब्या देगा ? 
विरागी रागी से क्‍या लेगा ? 
और 
सुना ही नहीं, कई बार देखा गया है 
कि 


नियम-संयम के सम्मुख 
असंयम हो नहीं, यम भी 
अपने घुटने टेक देता है, 
हार स्वीका रना होती है 
, नभष्थरों सुरासुरों को ! 


२७० / खुकभाटी 

आज, अवलोकन हुआ अवा का 

सरसरी दृष्टि से, अब । 

अविलम्ध अवधारित अवधि में 

अवा के अन्दर कृम्भ को पहुँचाना है, 

और 

अवा को साफ़-सुथ रा बनाया जा रहा है। 
अया के निचले भाग में 
बड़ी-बड़ो टेढ़ी-मेढ़ी गाँठवालो 
बबूल की लकड़ियाँ 
एक के ऊपर एक सआई जाती हैं, 
भीर उन्हें 
सहारा दिया जा रहा है 
लाल-भीली छाल वाली 
नीम की लकड़्ियों का । 
शोध आग पकड़ने वाली 
देववारु-सी लकड़ियाँ भी 
बीच-बीच में बिछाई गईं, 
धीमो-घीमी जलने वाली 
सचिक्कन इमली की लकड़ियाँ भी 
अवा के किनारे 
चारों ओर खड़ी की हैं 
और 


र 
अवा के बीचों-बीच 
कुम्भ-समूह व्यवस्थित है । 


सब लकड़ियों की ओर से 

* अवरुद्ध-कण्ठ हो बबूल की लकड़ो 
अपनी अन्तिम अन्तर्वेदना 
कुम्भकार को दिखाती है, 

और 


सुकसाड़ी / २७१ 


उसकी शोकाकुल मुद्रा 

कुछ कहने का साहस करती है, कि 

“जस्म-वे हो हमारी प्रकृति कड़ी है 

हम लकड़ी जो रहीं 

लगभग धरती को जा छू रही हैं 

हमारी पाप की पालडी भारी हो पड़ी है। 
हम से बहुत दूर * पोछे 
पुण्य की परिधि बिछुडी है 
कैंत्र की ही नहीं, 
काल की भी द्री हो गई है 
पुण्य और इस 
पतित जोवन के बीच में*** 
कभी-कभी हम बनाई जाती - 
कड़ी से और कडी छडो 
अपराधियों की पिटाई के लिए । 
प्रायः अपराधी-जन बच जाते 
निरफ्शाध हो पिट जाते, 
और उन्हें 
पोटते-पीटते टूटती हम । 
इसे हम गणतन्त्र कैसे कहें ? 
यह तो घुद्ध 'धनतन्त्र' है 
या 


मनभाना (न्‍्त्र है ! 
इस अन्थे का फल-रस 
हमें सी मिलता है जखने को, 


और 

यह थो हमें निमित्त बनाकर 
निरपराध कुम्स को 

जलाने की साध बली है, 


२७२ / मकभाटी 


एक और हत्या की कड़ी-- 
जुड़ो जा रहो, इस जोवन से । 


अब कड़वो घूंट ली नहीं जातो ४ 
कण्ठ तक भर जाई है पीडा, ह 
अब भीतर अवकाश ही नही है, 
साहे विष की घट हो 
या पोयूष की । 
कूछ समय तक 
पीयूष का प्रभाव पडना भो नहीं है 
इस जीवन पर | 
जो विष/|क्त माहौल में रहता हुआ 
विष-सा बन गया है। 
“आाशातोत बिलम्ब के कारण 
अन्याय न्याय-सा नहीं 
स्पाय अन्याय-सा लगता ही है।' 
और बही हुआ 
इस युग में इस के साथ ।” 
लड़खडाती लकड़ी की रसना 
रुकती-रझकती फिर कहती है-- 
'निबल-जनों को सताने से नहीं, 
बल-संबल दे बचाने से ही 
बलवानों का बल सार्थक होता है ।” 
इस पर क्षुब्ध हुए बिना 
मृदु ममता-मय मुख से 
मिश्री-मिश्चित मीठे 
वचन कहता है शिल्पी, कि 
“तीचे से निर्बल को ऊंपर उठाते समय 
उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है... 
उसमें उठानेवाले का दोष नहीं, ... 


मकलाटी / २७४३ 


उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है 

हाँ, हाँ ! 

उस पीड़ा में निमित्त पडता है उठानेवाला 
बस, इस प्रसंग में भी यही बात है । 
कुम्भ के जीवन को ऊपर उठाना है, 

और 

इस कार्य में 

ओर किसी को नहीं, 

तुम्हें ही निमित्त बनना है।” 


यूँ शिल्पी के वचन सुनकर 
संकोच-लज्जा के मिष 
अन्त.स्वीका रता प्रकट करती-सी-- 
पुरुष के सम्मुख स्त्री-सी-- 
थोड़ी-सी ग्रीवा हिलाती हुई 
लकडी कहती है कि-- 


“बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं, 
फिर भी आपको उदारता को देख, 
बात टालने की हिम्मत 


*' इसमें कहाँ ?'' "और 


लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली 
प्रासंगिक शुभ काये के लिए ! 


सो ढ्० 

अबा के मुख पर दबा-दबा कर 
रवादार राख और माटी 

ऐसी बिछाई गई, कि 

बाहरी हवा की आवाज तक ; 
अवा के अन्दर जा नहीं सकती अब***| 
जवा की उत्तर दिशा में 


२७४ / शकलाडी 


निचले भाग में एक छोटा-सा द्वार है 
जिस द्वार पर जाकर कृम्भकार 

नव बार नवकार-मन्त्र का 

उच्चारण करता है 

शाइवत शद्ध-तत्त्व को स्मरण में लाकर; 
और 

एक छोटी-सी जलती लकडी से 

अग्नि लगा दी गई अवा में, 

किन्तु 

कुछ हो पलों में अग्नि ब्च जाती है । 
फिर से, तुरन्त 

जलाई जाती 

पुनः झट-सी बुझती वह ! 


यह जलन-बुझन की क्रिया 


कई बार चली,''' तब 


लकड़ी से पुन. कहता है कुम्भकार 


सौहादे-पूर्ण भाषा में 


“लगता है, 

अभी इस शुभ-कार्यं में 

सहयोग की स्वीकृति पूरी नही मिली, 
अन्यथा 

यह बाधा खड़ी नहीं होती !” 
इस पर कहती है लकड़ी पुन 
सौम्य स्वामत स्वरों में,कि 

“नहीं नही *' यह बाधा 

मेरी ओोर से नहीं है ! 

स्वीकार तो * स्वीकार 

समर्पण तो समर्पण 

बाहर सो भीतर, भीतर सो वाहर 


कुकमाही / २७५ 


वपुषा - वचसा - मनसा 
एक ही व्यवहार, एक ही बस-- 
बहती यहाँ उपयोग की धार ) 


और सुनो, 
यहाँ बाधक-कारण और हो है, 
वह है स्वयं अग्नि । 
मैं तो स्वयं जलना चाहती हूँ 
परन्तु, 
अग्नि मझे जलाना नहीं चाहती है 
इसका कारण वही जाने ।” 

ए 


किन शब्दों में अग्ति से निवेदन करूँ, 
क्या वह मुझे सुन सकेगी ? 
क्या उस पर पड सकेगा 
इस हुदय का प्रकाश-प्र भाव ? 
क्या ज्वलन जल बन सकेगा, 
इसको प्यास बुझ्न सकेगी ? 
कहीं वह मुझ पर कुषित हुई तो' ? 
यूँ सोचता हुआ शंकित शिल्पी 
एक बार और जलाता है अग्नि । 
लो, जलती अग्नि कहने लगी * 
“मैं इस बात को मानती हूँ कि 
अग्नि-परीक्षा के बिना आज तक 
किसो को भी मृक्ति मिलो नहीं, 
न ही भविष्य में मिलेगी । 
जब यह नियम है इस विषय में 
फिर | 


२७६ / बुकनाटी 


अग्नि की परीक्षा नही होगी क्‍या ? 
मेरी परीक्षा कौन लेगा ? 
अपनी कसौटी पर अपने को कसना 
बहुत सरल है,“ ''पर 
सही-सही निर्णय लेना बहुत कठिन है, 
क्यों कि, 
अपनी आँखों की लाली 
अपने को नहीं दिखती है । 
एक बात और भी है, कि 
जिस का जीवन औरों के लिए 
कसोटी बना है 
वह स्वयं के लिए भी बने, 
यह कोई नियम नही है । 
ऐसी स्थिति में प्रायः 
मिथ्या-निर्णय लेकर ही 
अपने आप को प्रमाण की कोटि में 
स्वीकारना होता है सो 
अग्नि के जीवन में सम्भव नही है । 
सदाशय और सदाचार के साँचे में ढले 
जीवन को ही अपनी 
सही कसौटी समझती हूं । 
फिर कुम्भ को जलाना तो दूर, 
जलाने का भाव भी मन मे लाना 
अभिशाप--पाप समझती हूँ, शिल्पी जी 
ब्न "तब 8 
उपरिलोी वार्ता सुनता हुआ 
भीतर से ही कुम्भ कहता है अग्नि से 
वितय-अनुनय के साथ : 
“शिष्टों पर अनुग्रह करना 


भूकमाटी / २७७ 


सहुज-प्राप्त शक्ति का 
सदुपयोग करना है, घम है । 
और, 
दुष्टों का निग्न हु नहीं करना 
शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म है, 
मैं निर्दोष नहीं हूँ 
दोषों का कोष बना हुआ हूं 
मुझ में वे दोष भरे हुए हैं। 

जब तक उनका जलना नहीं होगा 

मैं निर्दोष नहीं हो सकता । 

तुम्हें जलाने की शक्षित मिली है 

मैं कहाँ कह रहा हूँ 

कि मुझे जलाओ ? 

हाँ, मेरे दोषों को जलाओ ! 
मेरे दोषों को जलाना ही 
मुझे जिलाना है 
स्व-पर दोषों को जलाना 
परम-प्रम माना है सन्‍्तों ते । 
दोष अजीव हैं, 
नैमित्तिक हैं, 
बाहर से आगत हैं कथचित्‌; 
गुण जोवगत हैं, 
गुण का स्वागत है । 
तुम्हे परमार्थ मिलेगा इस कार्य से, 
इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुम से 
मुझ में जल-धा रण करने की शक्षित है 
जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, 
उसकी पूरी अभिव्यक्ति में 
तुम्हारा सहयोग अनिवाय॑ है। 

ए 


२७६८ / भुकमादी 


कुम्भ का आशय विदित हुआ अग्नि को 
लो, मुख मुदित हुआ कुम्भक/र का ! 
शिल्पी के मुख पर, पूर्ण खुलकर 
निराशा की रेखा आशा-विश्वास में 
पूरी तरह बदल कर 

आलसी नही, निरालसी लसी। 


लो, देखते-ही-देखते 

सुर-सुराती सुलगती गई अग्नि 
समूचे अवा को अपनी चपेट मे लेती 
छोटी-बड़ी सारी लकड़ियो को 
अपने पेट में समेट लेती ! 


आपषाढ़ोी घनी गरजती 
भीतिदा मेष घटाओं-सी 
कज्जल- काली धूम की गोलियाँ 
अविकल उगलने लगा अवा। 
अवा के चारों ओर 
लगभग तोस-बालीस गज क्षीत्र 
प्रकाश से शुन्य हो गया*''सो 
ऐसा प्रतीत होचें लगा, कि 
तमप्रभा महामही ही 
कही विश्युद्धतम तम को 
ऊपर प्रेषित कर रही हो ! 
धूमिल-क्षोभिल क्षेत्र से 
बाहर आ देखा शिल्पी ने, 
अवा दिखा ही नहीं उसे 
इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी 
फिर, भीतरी क्या पूछो ! 
पूरा-का-पूरा अवा धूम से भर उठा 
तीत्र गति से घूम घुम रहा है अवा में 


मूककाठी / २७६ 


प्रलयकालीन चक्रवात-सम, 
और कूछ नहीं, 
मात्र घूम घूम “धूम | 
फलस्वरूप इधर 
कुम्भकार का माथा घूम रहा 
कुम्भ की बात मत पूछो ! 
कुम्भ के मुख में, उदर में 
आँखों में, कानों में 
और नाक के छेदों में, 
धूम ही धूम घुट रहा है 
आँखों से अश्न नहीं, असु 
यानी, प्राण निकलने को हैं; 
परन्तु 
बाहर से भीतर घुसने वाला धूम 
प्राणों को बाहर निकलने नही देता, 
नाक की नाड़ी नही-सी रही कृम्भ की 
घूम्र की तेज गन्ध से । 
फिर भी ! 
पूरी शक्ति लगाकर नाक से 
पूरक आयाम के माध्यम ले 
उदर में धूम को पूर कर 
कुम्भ ने कुम्भक प्राणायाम किया 
जो ध्यान की सिद्धि में साधक तम है 
तोरोग योग-तरु का मूल है। 
| 


अन्न को नहीं, 
अग्नि को पनत्माने को क्षमता 
अपनी जठराष्नि में है या नहीं 


२८० / भुरमादी 


इस बात को ज्ञात करने हेतु 

कम्भ ने धूम का भक्षण प्रारम्भ किया। 
धूम-भक्षण के काल में 

कुम्भ की रसना ने अरुचि का अनुभव नही किया 
सो 

घूम का वमन नही हुआ । 

बमन का कारण और क्‌छ नही, 

आन्तरिक अरुचि मात्र । 

इससे यही ज्ञात होता है कि 

विषयों और कषायों का वमन नही होना ही 


उनके प्रति मन में 
अभिरचि का होना है । 
शर्ने' शने: अब ! 
घूम का उठना बन्द हुआ 
निर्धूम-अग्नि का आलोक 
अवा के लोक में अवलोकित होने लगा । 


तप्त-स्वणं की अरुणिम-आभा भी 
अबा की आन्तरिक आभा-छवि से 
प्रभावित हुई-- 
आज के दित इस समय 
शत-प्रतिशत 
अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है । 

अनल के परस पा कर 

कुम्भ की काया-कान्ति जल उठो 

और 

वह क्ला्ति मे डूबती जा रही है 

जब कि 

उसकी आत्मा उज्ज्वल होती हुई 

सहज-शान्ति में डबने को लगभग *** 


लुकसाड़ी / २८! 


कम्भ की स्पर्शा ने कुम्भ से पूछा कि 
यह कौन-सा परस है ? 

कुम्भ ने कहा--विशुद्ध परस है 

इसका अनुभव 

जिना जले-तपे सम्भव नहीं है । 

इसी सन्दभ में कुम्भ की रसना ने भी 
इस बात की चोषणा कर दी, कि 
“अग्नि में रस-गुण का अभाव है' 

यह जिन धीमानों की घारणा है 
अनुभव और अनुमान से बाधित है। 
जब धूम का रसास्वादन हो सकता है 
तब 

अग्नि का स्वाद रसना को क्‍यों न आयेगा ? 
हाँ | हाँ !! 

रस का स्वाद उसी रसना को आता है 
जो जोने की इच्छा से ही नहीं, 

मुत्यु की भीति से भी ऊपर उठी है। 


रसनेन्द्रिय के वशीभूत हुआ व्यक्ति 
कभी भी किसी भी वस्तु के 

सही स्वाद से परिचित नहीं हो सकता, 
भात में दूध मिलाने पर 

निरा-निरा दूध और भात का नही, 
मिश्चित स्वाद ही आता है, 

फिर, मिश्री मिलाने पर : तो - 

तीनों का हो सही स्वाद लुट जाता है ! 


धूम्र-घुटन से मूच्छिता हुई 

कुम्भ को पतली नासा वह, 

घुटन के अभाव में अब , 

रसना की धोषणा का समर्थत क रती-सी 


२८२ / मूकम्तटी 


अम्नि को शुद्ध-सुरधि को 
सूंघने हेतु उतावली करती है । 


कुम्भ के लोचन बन्द-से हुए थे 
घूम के कारण अन्ध-से हुए थे 
अब वह खुल गये हैं, 
शुद्ध अग्नि की आभा-वन्दन से 
तामसता के हटने-छेंटने से 
अरुण अरविन्द-बन्धु के उदय से 
कमल-से खिल गये हैं । 

कुम्भ की पहलो दृष्टि पड़ो 

निविका र-निर्धूम अग्नि पर । 

दूसरी दृष्टि के लिए 

दूसरा दृश्य हो नहीं मिला 

द्रष्टा ने दृष्टि को सब ओर दौडा दिया 

एक हो दृश्य मिला, चारों ओर फंला 

अग्नि *“अग्नि' अग्नि * ! 


नल 
| 


भाँति-भाँति की लकड्ियाँ सब 

पूर्व की भाँति कहाँ रही अब ! 

सब ने आत्मसात्‌ कर 

अग्नि पी डाली बस | 

या, इसे यूं कहे-- 

अग्नि को जन्म देकर अगिनि में लीन हुई वे । 
प्रति वस्तु जिन भाषों को जन्म देती है 
उन्हीं भावों से मिटती भी वह, 
बहीं समाहित होती है । 


यह भावों का मिलन-मिट्न 


सुकताटी / २८३३ 


सह॒ज स्वाश्नित है 
और 
अनादि - अनिधवस''! 


विकासोन्मुखी अपनी अनुभूति 

चित्त की प्रसन्‍्नता-प्र शस्तता बताने 
उद्यमशील कृम्भ को देख, 

अग्नि स्वय अपनी अति के विषय में 
कुछ-कुछ सक्चाती-सी कहती है, कि 
“अभी मेरी गति में अति नही आई है। 


ओऔर सुनो ! 
अति की इति को छुना बहुत दूर है 
“अभी वह बहुत दूर है 
मेरा जलाना शीतल जल की 
याद दिलाता है, 
मेरा जलाना कटु-काजल का 
स्वाद दिलाता है 
यह नियम है कि, 
प्रथम-चरण में ग़म-अ्रम 
निर्मम होता है, 
मेरा जलाना जन-जन को जल 
बाद पिलाता है 
एतदथे क्षमा धरना “क्षमा करना 
धर्म है साधक का 
धर्म मे रमा करना !” 
इन पंक्तियों को सुन कर 
कुम्भ के बल को साहुस मिला, 
उत्साह के पदों में आई चेतना, 
और वह कह उठा कि-- 


२८४ / म्‌झमाटी 


“मन-वांछित फल मिलना ही 
उद्यम को सीमा मानी है-- 

इस सूक्ति को स्मृति में रखता हूँ । 
यही कारण है कि, 

पथ में विश्ञाम करना 

यह पथिक नही जानता । 

प्रभु से निविदन--फिर से 

अपूर्व शक्ति की माँग ! 


भुक्ति की ही नहीं, 

मुक्ति की भी 

चाह नही है इस घट मे 
वाहु-वाह की परवाह नही है 
प्रशसा के क्षण में । 

दाह के प्रवाह में अवगाह करूं 
परन्तु, 

आह की तरग भी 

कभी नही उठे 

इस घट मे" “सकट में । 

इसके अंग-अग मे 

रग-रग मे 

विश्व का तामस आ भर जाय 
कोई चिन्ता नहीं, 

किन्तु, विलोम भाव से 

यानी 

ताम “स समता '*! 


है स्वामिनू, और सुनो***! 
व्यक्तित्व की सत्ता से 
पूरी तरह ऊब गया है यह, 


मूकभाटी / २८४ 


और 

कर्तेब्य की सत्ता में 
पूरी तरह डूब गया है, 
अब 


मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, 
आप के मुदित मुख से 
बस, 
बचना चाहता है, प्रभो ! 

परिणाम-परिधि से 

अभिराम-अवधि से 

अब यह 

बचना चाहता है, प्रभो ! 

रूप-सरस से 

गन्ध परस से परे 

अपनी रचना चाहता है, विभो ! 

संग-रहित हो 

जंग-रहित हो 

शुद्ध लौह अब 

ध्यान-दाह में बस 

पचना चाहता है, प्रभो !'' 


का 


प्रभु की प्रार्थना, कुम्भ की तन्‍्मयता 
ध्यान-दाह की बात, 

ज्ञान-राह की बात 

सुन कर, अग्नि बोलती है बीच में : 
“युगों-युगों की स्मृति है, 

बहुतों से परिचित हूं, 

साधु-सम्तों की संगति की है | 


रघ६ / मकमाडी 


ध्यान की बात करना 


और 


ध्यान से बात करना 


इन दोनों में बहुत अन्तर है-- 
ध्यान के केन्द्र खोलने-मात्र से 
ध्यान में केन्द्रित होना सम्भव नही । 


लो, ध्यान के सन्दर्भ में 


आधुनिक चित्रण : 


इस युग के 

दो मानव 

अपने आप को 
खोना चाहते हैं-- 
एक 

भोग-राग को 
मद्य-पान को 
चुनता है; 

और एक 
योग-त्याग को 
आत्म-ध्यान को 
घुनता है । 

कुछ ही क्षणों में 
दोनों होते 
विकल्पों से मुक्त । 
फिर क्‍या कहना ! 
एक शव के समान 
निरा पड़ा है, 
और एक 

शिव के समान 
खरा उतरा है.3. 


सकग्ाटी / ८७ 


प्रखर चिन्तकों दाक्ष॑निकों 
तस्व-विदों से भो ऐसी 
अनुभूति-परक पंक्तियाँ 
प्रायः नहीं मिलतीं “जो 
आज अग्नि से सुनने मिलीं । 


यूँ सोचला हुआ कृम्भ 
दर्शन की अबाघता 
और 
अध्यात्म की अगाधता पाने 
अग्नि से निवेदन करता है पुनः 
क्या दर्शन और अध्यात्म 
एक जीवन के दो पद हैं ? 
क्या इनमें पूज्य-पूजक भाव है ? 
यदि है तो 
पूजता कौन और पुजता कौन ? 
क्या इनमें 
कार्य-कारण भाव है ? 
यदि है तो 
कार्य कौन और कारण कौन ? 
इनमे 
बोलता कौन है और मौन कौन ? 
ध्यान को सुगन्धि किससे फूटती है 
उसे कोन सूँघता है 
अपनी चातुरी नासा से ? 
मुक्ति किससे मिलती है ? 
तृप्ति किससे मिलती है ? 

बस, इत दोनों की मीमांसा 

सूमनी मिले इस युग को ! 


ए८८ / मकभादो 


इस पर अग्नि की देशना प्रारम्भ होती है: 
सो'' "सुनो तुम : 

दर्श न का स्रोत मस्तक है, 
स्वस्तिक से अंकित हृदय से 
अध्यात्म का झरना झरता है। 
दर्शन के बिना अध्यात्म-जीवन 
चल सकता है, चलता ही है 


पर, हाँ] 


बिना अध्यात्म, दर्शन का दर्शोन नहीं । 
लहरों के बिना सरवर वह 

रह सकता है, रहता ही है 

पर हाँ ! 

बिना सरवर लहर नहीं । 
अध्यात्म स्वाधीन नयन है 

दर्शन पराधीन उपनयन 

दर्शन में दर्श नही शुद्धतत्त्व का 
दर्शन के आस-पास हो घूमती है 
तथता और वितथता 

यानी, 

कभी सत्य-रूप कभी असत्य रूप 
होता है दर्शन, जबकि 

अध्यात्म सदा सत्य चिद्र प हो 
भास्वत होता है । 


स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है । 

अनेक संकल्प-विकल्पों में 

व्यस्त जीवन दर्शन का होता है । 

बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही 

दर्शन का पान करती है, 

अत्तर्मुखी, बन्दमुखी चिदाभा 

निरंजन का गान क रती है । का 


शुंकभादी / ३६६ 
दर्शन का आमुश्त शब्द है-वियार, 
अथ्यात्म निरागमुध होता है 
खर्बधा स्तब्ध - निविचार | 
एक ज्ञान है, शेय भी 
एक ध्यान है, ध्येय भी । 

तैरने वाला तैरता है सरवर में 

भीतरी नहीं, 

बाहरी दृश्य ही दिखते हैं उसे । 

वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है, 

सरवर का भीतरी भाग 

भासित होता है उसे, 

बहिजंगत्‌ का सम्बन्ध टूट जाता है । 
अहा हा ! हा ! वाह ! वाह ! 
कितनी गहरी डूब है यह 
दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा ! 
जीौर 
कुम्भ से मिलता है साधुवाद, अग्नि को । 

फिर क्‍या हुआ, सो सुनो ! 

साधुवाद स्वीका रती-सी 

अग्नि और घघक उठी । 

बाहर भले ही चलता हो 

मीठी-मीठी शीतलता से 

ऊषा-कालसीन वात वो, 
पर, 
उसका कोई प्रभाव नहीं अवा पर ! 
तापमान का अनुपात बढ़ता हो जा रहा है 
दिन में और रात में, 
प्रताप में, प्रभात में 

शशि कुछ अन्दर ही नहीं रहा । 


२६० [ भचुकसातते 


हइक-रझुक कर 

रुख बदलता काल 

इज दिनों कहाँ बिलता है ? 

अकः में कास का विभाजन 

झुक ही गया है 

अक्षुण्ण-अश्वण्ड काल का प्रवाह है, बस ! 
ए 


इसी प्रसंग को लेकर 

यकायक 

अवा में कोई स्वै रविहारिणो 

हाँ-में-हाँ मिलाती ध्वनि की धुन '*' 
“अरे राही, सुन ! 

यह एक नदी का प्रवाह रहा है-- 

काल का प्रवाह, बस 

बह रहा है । 

लो, 

बहुता-बहतता 

कह रहा है, कि 

“जोच या अजीब का यह जोवन 

पल-पल इसो प्रवाह में 

बह रहा 

बहुता जा रहा है, 

यहाँ पर कोई भो 

स्थिर-प्रूव-चिर 

न रहा, न रहेगा, न था 

' वहाव बहना ही धूव 

रह रहा है, 

सत्ता का यही, बस 


, चूकभाडी / सटे 


रहस रहा, जो 
विहेंस रहा है।” 


कि 


अरी, इधर यह क्‍या 
आकस्मिक यातता की घरो:**! 
. यात्षवा की ध्वनि 
किधर से आ रही है ? 
किसकी है, 
किस कारण से, 
किस की गवेषणा को निकली है ? 
नर की है, या नारी की, 
बालक की है या बालिका की ? 
किसी पुरुष की तो नहीं है निश्चित, 
कारण कि अनुपात से 
पर्याप्त पतली लग रही है कानों को । 
आखिर इसका क्‍या आशय है? 
इसकी स्पष्टता - प्रकटता 
अब विदित हुई, सो “ 
“ओ घरती माँ ! 
सन्‍्तान के प्रति हृदय में दया धरती 
क्या शिक्षु की आते-जावाज 
कानों तक नहीं आ रही ? 
मंजिल का मिलना तो दूर, 
मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं ! 
फल-फूल को कथा बया कहूँ, 
यहाँ तो 
छागा की भी दरिद्रता पलती हैं 


२५२ / मुंकनादो 


मृत्यु के मुख में मत ढकेलो मुझे ! 
आगामी आलोक की आशा देकर 
आगत में अन्धका र मत फैलाजो ! 
अब यहू उष्णता सही नहीं जाती, 
सहिष्णुता की कमी क्रमश' 
इस में आती जा रहो है । 
इस जीवन को मत जलाओ 
शीतल जल जा इसे पिलाओ ! 
इसे जिलाओ, माँ !” 

जब धरती-माँ की ओर से 

आश्वासन-आशीवे चन भी नही मिले 

तब कुम्भ ने कुम्भकार को 

स्मरण में ला, कहा-- 

“क्या श्राण के सब-के-सब धाम 

कहीं प्रयाण कर गये ? 

कुम्भ के कारक और पालक होकर 

आप भो भूल गये इसे ? 

अब ये प्राण 

जल-पान बिन 

सम्मान नही कर पायेगे किसी का । 

यानी, 

इनका प्रयाण निद्िचत है, 

ये अग्नि-परीक्षा नहीं दे सकते अब, 

कोई प्रतिज्ञा छोटी-सी भो 

मेरु-सी लग रही है इन्हें 

आस्था अस्त-व्यस्त-सी हो गई, 

भावी जोवन के प्रति उत्सुकता नहीं-सी रही । 
अफ़सोस, कि 
अब सोच रहा हूँ-- 


खुकाजाही / २६१ 


अपनी प्यास बुझाये बिसा 

औरों को जल पिसासे का संकल्प ' 
मात्र कल्पना है, 

मात्र जल्पना है।' 


लगभग रुदन की ओर सुड़ी 

कम्भ की याचना सुन 

उस की गम्भीर स्थिति पर, 

उस उर की पीर की अति पर, 

सोच रहा 

उदार-उनन्‍्नत उर ब्यधित हुआ 

कुम्भकार का भी । 
और, 
कुम्भ में धैये के प्राण फुकने 
उसको क्षुधा-तृषा के वारण हेतु 
कछ भोजन-पान ले कर 
अबा की ओर उद्यत हुआ, कि तभी 
कुम्भकार की गहरी निद्रा टूट गई, 


और बह 
स्वप्न की मुद्रा छूट गई ! 
! 

वेसे, 
जब याहे मनचाहे 
स्वप्न कहाँ दिखते है ! 
तभी “तो '*'प्रथम, 
स्वप्लिल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, 
फिर, उसकी आँखें 


ग्रम्भीर होती गईं । 


॥। 


२६४ / भुकमकसठी 

जिन माँखों में 

अतीत का ओक्षल जीवन ही नहीं, . 
आगत-जीवन भी स्वप्निल-सा 
धुँधला-पुँधला-सा तैरने लगा, 

और 


भावी, सम्भावित क्ष॑ंकिल-सा 
कूल मिला कर सब-कुछ 
घूमिल-धूमिल-सा 
बोस्‍झिल-सा झलकने लगा । 
सन्ध्या-वन्दन से निवृत्त हो 
कुम्भका र नें बाहुर आ देखा-- 
प्रभात-कालीन सुनहरी धृप दिखी 
धरक़ी के गालों पर 
ठहर न पा रही है जो; 
ऊषा-काल से पूर्ण प्रत्यूष से हो 
उसका उर उतावला हो उठा है 
आज अवा का अवलोकन 
करना है उसे | 
कुम्भ ने अग्नि-परीक्षा दी 
और 
अग्नि की अग्नि-परीक्षा ली गई, 
शत-प्रतिशत फल की 
आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, 
फिर भी मन को धीरज कहाँ 
और कब ? 
विषरीत स्वप्न जो दिखा''*! 
अपनी ओर बढ़ते शिल्पी के चरण देख 
कुम्भ की ओर से स्वयं अवा ने कहा : 
“है शिल्पी महोदय ! 


आवनाली | एशथ | 


स्वप्त प्रायः निष्फल ही होते हैं... 

हन पर अधिक विश्वास हानिकारक है। 
“स्व! यानी अपना 
'पू यानी पालन-संरक्षण 
और 
“न! यामी नहीं, ट 
जो निज-भाव का रक्षण नहीं कर सकता 
वह औरों को क्या सहयोग देगा ? 
अतीत से जुड़ा 
मीत से मुड़ा 
बहु उलझ्नों में उलशा मन ही 
स्वप्न माना जाता है। 
जागृति के सूत्र छटते है स्वप्न-दशा में 
आत्म-साक्षात्कार सम्भव नहीं तब, 
सिद्ध-मन्त्र भी मृतक बनता है।”” 

यूँ, अवा की आवाज सुनता-सुनता 

अब वो शिल्पी 

अवा के और निकट आया 


पर, 
कहाँ सुनी जा रही है 
कुम्भ की चीख ! 
कहाँ माँगी जा रही है 
कुम्स से भीख ? 


न ही कुम्भ की यातना 

न ही कुम्भ की याचना 

मात्र " वह वहाँ तब ! 

कहाँ हैं प्यास से पीड़ित-प्राण ? 

वह झोक कहाँ 

वह रुदल कहाँ था 


१६६ ५ भूक्वा्ी 


वह रोग कहां 
बहू अदन कहाँ 
और बह 
आग का सदन कहाँ 
जो, 
इन कार्तों ने, आँखों ने 
ओऔर हाथों ने 
सुने, देखे, छूए थे स्वप्त में ? 
अक्ष रशः स्वप्त असत्य निकला, 
स्वप्न का धातक फल टला । 
(0 


कुम्भ की कुशलता सो अपनी कुशलता' 
यूँ कहता हुआ कुम्भकार 
सोल्लास स्वागत करता है अवा का, 
और 
रेतिल राख की राशि को, 
जो अवा को छाती पर थी 
हाथों मे फावड़ा ले, हटाता है । 
ज्यों-म्यों राख हुटती जाती, 
त्यों-त्यों कुम्भकार का कृतूहल 
बढता जाता है, कि 
कब दिखे वह कुशल कुम्भ *' 

लो, भब दिखा ! 

राख का रंग कुम्भ का अग 

दोनों एक - दोनों सग 

सही पहचान नहीं पातीं आँखें ये 

अनल से जल-बल कर 

कालो रात-सो कुम्भ की काया बनी है। 


अुकनाही / २६७ 


प्रकृष्ट कष्ट का अनुभव हुआ 
उत्कृष्ट अनिष्ट का आना हुआ 
काल के गाल में जाकर भी 
बाल-बाल बचकर आया कुम्भ । 
कुम्भ को काया को देखने से 
दुःख-पोड़ा का, रव-रव का, 
परीक्षा-फल को देखने से 

सु कड़ा का, गौरव का 


धारावाहिक तस्व को देखते से 

न विस्मय का, न समय का 
कम्भकार ने अनुभव किया । 

परम्तु, 

काल को तुला पर वस्तु को तौलने से 
जो परिणाम निकलता है 

वह भो पूर्णत: झलक आया 

उसके मानस-तल पर ! 


पायम-व्यक्तित्व का भविष्य वह 


पावन का अतोत इतिहास वह 


इतिहास ही रहेगा 


अपावन' ' 'अपावन ““अपावन । 


| 


जाज अवा से बाहर आया है 
सकूशल कृम्भ। 

कृष्ण की काया-सी 

तोलिमा फूट रही है उससे, . 


२९८ / भकभादी 
ऐसा प्रतीत हो रहा है वह, कि 
भीतरो दीष-संमूह सब 
जल-जल कर 
बाहर आ यये हों, 
जीवन में पाप क्मे प्रश्रय नही अब, 
पापों वह 
प्यासे प्राणी को 
पानो पिलाता भो कब ? 


कुम्भ के मुझ पर प्रसन्नता है मुक्तात्मा-सी 
ते रते-तै रते पा लिया हो 

अपार भव-सागर का पार ! 

जली हुई काया की ओर 

कुम्भ का उपयोग कहाँ ? 

संवेदन जो चल रहा है भोतर-''! 

म्रमर वह 

अप्रसन्त कब मिलता है ? 

उसकी भी तो काया काली होतो है, 
सुधा-सेवन जो चल रहा है सदा ! 


काया में रहने मात्र से 

काया को अनुभूति नहीं, 

माया में रहने मात्र के 

माया की प्रसूति त्रह्ढीं, 

उनके प्रति ; 

लगाव-चाव भी अनिवायं है । 
दा। 


सावधान हो शिल्पी अबा से 
एक-एक कर क्रमशः 


जूकनाही / रशड 


कर पर ले, फिर 

धरती पर रखता जा रहा कुम्भों को। 
घरतो की थी, है, रहेगी 

माटी यहू। 

किन्तु 

पहले धरती की योद में थी 
आज धरती को छाती पर है 
कुम्भ के परिवेध में । 

बहिरंग हो या अन्तरंग 

कुम्भ के अंग-अंग से 

संगीत की तरंग निकल रही है, 
और 

भूमण्डल और नभमण्डल ये 
उस गीत मे तैर रहे हैं । 


लो, कुम्भ को अवा से बाहर निकले 
दो-तीन दिन भी व्यतीत ना हुए 
उसके मन में शुभ-भाव का उमडन 
बता रहा है सबको कि, 
अब ना पतन, उत्पतन' * 
उत्तरोत्तर उन्‍नयन-उन्‍नयन 
नूतन भविष्य-शस्य 
भाग्य का उच्ढ़न '**| 
बस, 
अब दुर्लभ नहीं कूछ भी इसे 
सब कछ सम्मुख समक्ष ! 

अबत का भाव अपनी ओर . 

भ्रगवान को भी खींच से आता है, 

वहु भाव है-- 


३७० / भुछकांटी 
पात्र-दान अतिथि-सत्कार | 
परन्चु, 
पात्र हो पृत-पवित्र 
पद-यात्री हो, पाणिपात्री हो 
पीयूष-पायी हुँस-परमहुंस हो, 
अपने प्रति वजद्ञ-सम कठोर 
पर के प्रति नवनीत''' 

***मृदु और 
पर की पीडा को अपनी पीडा का 
प्रभु की ईडा में अपनी क्रीडा का 
संवेदन करता हो । 
पाप-प्रपच से मुक्त, पूरी तरह 
पवन-सम निःसंग 
परतन्त्र-भीरु , 
दर्षण-सम दर्प से परीत 
हरा-भरा फुला-फला 
पादप-सम बिनीत । 
नदी-प्रवाहु-सम लक्ष्य की ओर 
अरुक, अथक *''गतिमान | 


मानापमान समान जिन्हे, 
योग में निदचल मेरु-सम, 
उपयोग में निःछल धेनु-सम, 
लोकंषणा से परे हों 

मात्र शुद्ध-तत्त्व को 

गवेषणा में परे हों; 
छिद्वान्वेषी नहीं 

गुण-ग्राही हों, 

प्रतिकूल शत्रुओं पर 


बुकभादी / ३०१ 
“ कभी बरसते नहीं, 
अनुरूल मित्रों पर 
कभी हू रसते नहीं, 
और 
ख्याति - कीति - लाभ पर 
कभी तरसते नहीं । 
ऋर नही, सिह-सम निर्भीक 
किसी से कुछ भी माँग नहीं भीख, 
प्रभाकर-सम परोपकारी 
प्रतिफल की ओर 
कभो भूल कर भी वा निहारें, 
निद्राजयी, इन्द्रिय-विजयी 
जलाशय-सम सदाशयी 
मिताहा री, हित-मित-भाषी 
चिन्मय-मणि के हों अभिलाषी; 
निज-दोबों के प्रक्षालन हेतु 
आत्म-निन्‍्दक हों 
पर निन्‍दा करना तो दूर, 
पर-निन्‍्दा सुनने को भो 
जिनके कात उत्सुक नहीं होते 
मानो हों बहरे ! 
यशस्वी, मनसस्‍्वी और तपस्वी 
होकर भी, 
अपनी प्रझ्नंसा के प्रसंग में 
जिन की रसना गूंगी बनती है । 
सागर - सरिता - सरवर - तट पद 
जिनकी ॥ 
शीत-कालीन रजनी कटती, 
फिर 


३०२ / भूकनाओी 
गिरि पर कटते प्रोष्म-दिन 

; दिनकर को जदीन छाँव में । 
यूँ । कुम्भ ने भावना भायी 
सो, भावना भव-नाशिनी' 
यह सन्‍्तों की सूक्ति 
चरितार्थ होनी ही थी, सो हुई । 

(0 


लो, इधर*“'बह 
नगर के महासेठ ने सपना देखा, कि 
स्वयं ने 
अपने ही प्रांगण में 
भिक्षार्थी महासन्त का स्वागत किया 
हाथों में माटी का मंगल क्‌म्भ ले । 
निद्रा से उठा, ऊषा में, 
अपने आप को घन्य माना 
और 
धन्यवाद दिया सपने को, 
स्वप्न की बात परिवार को बता दी । 
कम्भका र के पास कुम्भ लाने 
प्रेषित किया गया एक सेवक, 
स्वामी को आत सुना दो सेवक ने, 
सुत, हषित हो शिल्पो ने कहा : 
“दम साधक हुआ हमारा 
श्रम सार्थक हुआ हमारा 
और 
हम सार्थक हुए ।” 
कुम्भकार को प्रसन्‍तता पर 
सेंवक और प्रसन्न हुआ, 


... मूखभाओी / केले , 
एक हाथ में कुम्भ लेकर, 
एक हाथ में लिये कंकर से 
कुम्भ को वजा-बजाकर 
जब देखने लगा वह'' 
कुम्भ ने कहा विस्मय के स्वर में--- 
"क्या अग्वि-परीक्षा के बाद भी 
कोई प्ररीक्षा-परल शेष है, अभी ? 
करो, करो परोक्षा ! 
पर को परख रहे हो 
अपने को तो परखो'''जरा ! 
परीक्षा लो अपनी अब ! 
बजा-बजा कर देख लो स्वयं को, 
कौन-सा स्वर उभरता है वहाँ 
सुनो उसे अपने कानों से ! 
काक का प्रलाप है, या 
गधे का पंचम जालाप ? 


परोक्षक बनने से पूर्व 

परोक्षा में पास होना अनिवार्य है, 
अन्यथा 

उपहास का पात्र बनेगा वह ।” 


इस पर सेवक ने कहा शालोनता से -- 
“यह सच है कि 

तुमने अग्नि-परीक्षा दी है, 

परल्तु 

अग्नि ने जो परीक्षा लो है तुम्हारी 
बह कहाँ तक सहो है, 

यह निर्णय 

तुम्हा री परीक्षा के बिना सम्भव नहीं । 
यानी, 


३०४ / बूलभाटी 


 तुस्‍्हें निभिस बनाकर 
अग्नि की अग्ति-परीक्षा ले रहा हू । 
दूसरी बात यह है कि 
मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हू 


वरन्‌ 
जीवन-सहायक कुछ वस्तुओं का 
स्वामी हूँ, सेवन-कर्सा भी । 
वस्तुओं के व्यवसाय, 
लेन-दैन मात्र से 
उनकी सहो-सही परख नहीं होती 
अर्थोन्मुखी-दुष्टि होने से; 
जब कि 
- ग्राहक की दृष्टि में 
वस्तु का मुल्य वस्तु की उपयोगिता है। 
बह उपयोगिता ही भोक्‍ता पुरुष को 
कुछ क्षण सुख में रमण कराती है । 


सो, यह ग्राहक बनकर आया है 
और 

कुम्भ को हाथ में ले 

सात बार बजाता है सेवक । 
प्रथम बार कुम्भ से 

'सा' स्व॒र उभर आया ऊपर 
फिर, क्रमशः लगातार 

रे ग माप ध्नि 
निकल कर नो राग नियति का 
उद्घाटन किया 

अविनश्वर स्वर-सम । 

कुल मिलाकर भाव यह निकला-- 


भ्रुकनाही / १७१ 


सारे गम यानी 
सभी प्रकार के वुःख 
प“श यानी |! पद-- स्वभाव 


और 

नि यानी नहीं, 

दुःख आत्मा का स्वभाव-धर्म नहीं हो सकता, 

मोह-कर्म से प्रभावित आत्मा का 

विभाव-परिणमन मात्र है वह । 
नेमित्तिक परिणाम कथंचित्‌ परायें हैं । 
इन सप्त-स्वरों का भाव समझना ही 
सही संगीत में खोना है 
सही संगी को पाना है । 

ऐसी अद्भुत शक्ति कृम्भ में 

कहाँ से आई, यूँ सोचते सेवक को 

उत्तर मिलता है कुम्भ की ओर से 

कि 

“यह सब शिल्पी का शिल्प है, 
अनलल्‍प श्रम, दृढ़ संकल्प 
सत्‌-साधना-संस्कार का फल । 
और सुनो, 
यह जो मेरा शरीर 
घनद्याम-सा श्याम पड़ गया है 
सो “जला नहीं। 
जिस भाँति 
वाह्म-कला-कशल शिल्पी 
मुदंग-मुख पर स्याही लगाता है 
उसी भाँति 
शिल्पी ने मेरे अग्र-अंग ? 
स्याद्दी लगा दी है 

३० 'जो भाँति-भाँति कै घ 


३०६ / मुकणाटी 


खोल देते हैं 
प्रकृति और पुरुष के भेद, 
हाथ की गदिया और मध्यमा का संघर्ष 
स्पर्श पा कर 
धा “धित्‌“घित्‌ घा* 
धा''घिम्‌“घिन्‌*“धा** 
वेत न-भिन्‍ना चैेतन-भिन्‍ना, 
ता! नतिन' »७ तिन” ता 
ता*तिन''तिन' ता. . 
का तन*““जबिन्ता, का तन-चिन्ता ? 
घूं घू*“य॑ ! 
ग्राहक के रूप में आया सेवक 
चमत्कृत हुआ 
मन-मन्त्रित हुआ उसका 
तन तन्त्रित - स्तम्भित हुआ 
कम्भ की आकृति पर 
और 


शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर । 

यदि मिलन हो 

चेतन बित्‌ चमत्कार का 

फिर कहना ही क्‍या ! 

चित्‌ की बिन्‍्ता, चीत्कार 

बन्द पलों में चौपट हो चली जाती 

कहीं बाहर नहीं, 

सरवर की लहर सरबर में ही समाती है । 
एः 


कुम्भ का परीक्षण हुआ 
निरीक्षण हुआ, फिर*** 


खकानाशी / १०७ 


सेवक चुन लेता है कुम्भ 

एक-दो लघु, एक-दो मुरु 

और 

शिल्पी के हाथ में 

मूल्य के रूप में 

समुचित धन देने का प्रयास हुआ 
कि 


कृम्भकार बोल पड़ा-- 

“आज दान का दिन है 

आदान-प्रदान लेन-दैन का नहीं, 

समस्त दुदिनों का निवारक है यह 

प्रशस्त दिनों का प्रवेश-द्वार ! 
सीप का नहीं, मोती का 
दीप का नहीं, ज्योति का 
सम्मान करना है अब ! 
चेतन भूलकर तन में फूले 
धर्म को दूर कर, धन में झूले 
सीमातीत काल व्यतीत हुआ 


इसी मायाजाल में, 
अब केवल अविनहवर तत्त्व को 
समीप करना है, 
समाहित करना है अपने ,बस ! 
वैसे, 
स्वर्ण का भूल्य है 
रजत का मूल्य है 
कण हो या मन हो 
प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है, 
परन्तु, ' 


धन का अपने आप में मूल्य 


३०६ / मुकभारी 


कुछ भी नहीं है। 

मूल-भूत पदार्थ ही 

मूल्यवान होता है । 

घन कोई मूलभूत वस्तु हैं ही नहीं 
घन का जीवन पराश्चित है 
पर के लिए है, काल्पनिक ! 


हाँ | हाँ !! 

धन से अन्य वस्तुओं का 
मूल्य आँका जा सकता है 
वह भी आवश्यकतानुसा र, 
कभी अधिक कभी हीन 
और कभी ओपचारिक, 
ओऔर यह सब 

धनिकों पर आधारित है । 


धनिक और निर्धन-- 

ये दोनों 

वस्तु के सही-सही मूल्य को 
स्वप्न में भी नहीं आँक सकते, 
कारण, 

धन-हीन दीन-हीन होता है प्रायः 
और 


घनिक वह 
विषयान्ध, मदाधीन !! 
उपहार के रूप में भी 
राशि स्वोकृत नही हुई तब, 
सेवक ने शिल्पी को सादर 
धन के बदले में धन्यवाद दिया 
और 
चल दिया घर, कुम्भ ले सानन्‍्द ! 
| 


मुकगरली / १०३ 


आसन से उत्तर कर ४ 

सोल्लास सेठ से भी 

हँसमुख सेवक के हाथ से 

अपने हाथ में ले लिया कुम्भ, 

भौर 

ताजे शीतल जल से 

घोता है उसे स्वयं ! 
फिर, बायें हाथ में कुम्भ लेकर, 
दायें हाथ की अनामिका से 
चारों ओर कुम्भ पर 
मलयाचल के चाह चन्दन से 
स्वयं का प्रतीक, स्वस्तिक अंकित क रता है-- 
'स्थ' की उपलब्धि हो सबको 
इसी एक भावना से । 
और 
प्रति स्वस्तिक की चारों पाँखुरियों में 
कद्मी र-केस र मिश्चित चन्दन से 
चार-चार बिन्दियाँ लगा दी 
जो बता रही ससार को, कि 
ससार की चारों गतियाँ सुख से घून्य हैं । 
इसी भाँति, 
प्रत्येक स्वस्तिक के मस्तक पर 
चन्द्र-बिन्दु समेत, जोंकार लिखा गया 
योग एवं उपयोग की स्थिरता हेतु । 
योगियों का ध्याल 
प्रायः इसी पर टिकता है। 

हलदी की दो पतली रेखाओं से 

कुम्भ का कष्ठ शोभित हुआ, 

जिन रेखाओं के वीच 


३३० / गृफतादी 


कुंकुम का पुट देखते ही बनता है ! 

हलदी कुंकुम केसर चन्दन ने 

अपनी महक से 

माहौल को मुर्ध-मुदित किया | 
मुदुल-मजुल-समता-समृह 
हरित हँसी ले-- 
भोजन-पान-पाचक 
चार-पाँच पान खामे के 
कुम्भ के मुख पर रखे गये । 
खुले कमल की पलुरो-सम 
जिनके मुखाग्र बाहर दिख रहे हैं 
और 
उनके बीच में उन्हें सहलावे 
एक श्रीफल रखा गया 
जिस पर हलदी-झूंकुम छिड़के गये। 
इस अवश्षर पर 
श्रीफल-मैं कहा पत्रों से, कि 
'जुमारा तन कठोर है 
हुम्हारा यूदु, ओर 
यह काठिश्य तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा । 

आज तक 

इस तन को मुदुता ही रुचती भाई, 

परल्तु 

तब संसासपथ था 

यह पथ उससे विपरीत है ना ! 

यहाँ पर भात्मा की जीत है ना ! 

- इस पथ का सम्बन्ध 
तन से नहीं है, 


तन यौंण, चेतन काम्य है 


बुकभत्ली / ३११ 
मुदु और काठिन्य में साम्य है, यहाँ । 


और 
यह हुदम हमारा 
कितना कोमल है, 
इतना कोमल है क्‍या 
तुम्हारा यह उपरिल तन ? 
बस 
हमारे भीतर जरा झाँको, 
मृदुता और काठिल्य की सही पहचान 
तन को नही, 
हृदय को छुक र होती है।”” 
श्रीफल की सारी जटायें हटा दी गई 
सर पर एक चोटी-भर तनी है 


जिस में महकता खिला-शुला शुलाब 
सजाया गया है । 

प्रायः सब की चोटियाँ 

अधोमुखी हुआ करती हैं, 

परन्तु 

श्रीफल की ऊध्वेमुखी है। 

हो सकता है 

इसीलिए श्रीफल के दान को 

मुक्ति-फल-अद कहा हो । 
“निविकार पुरुष का जाप करो' 
यूँ कहती-सी 
भार-पार प्रदर्षत-शोला 


छुद्ध स्फटिकर्माण को माला 
कुम्भ के गले में डाली गई है। 


.. अतिथि की प्रतीक्षा में निरत-सा 


यूँ, सजाना हुआ 


३१४५ / मुकबादों 


मांगलिक कुम्भ रखा गया 
अष्ट पहलूदार बन्दत की चौकी पर | 


प्रतिदिन की भाँति 

प्रभु की पूजा को सेठ जाता है, 
पुण्य के परिपाक से 

धमम के प्रसाद से, जो मिला 
महाप्रासाद के पंचम-खण्ड पर 
जहाँ चेरपालय स्थापित है, 
रजत-थधिंहासन पर 

रजविरहित प्रभु की रजतप्रतिमा 
अपराधिता बिराजित है । 


सर्व-प्रथम परम श्रद्धा से 


बन्दना हुई प्रभु को, 


फिर अभिषेक किया गया उनका; 
स्वयं निर्मेल निमेंसता का कारण 
गन्धोदक सर पर लगा लिया सेठ ने 


सादर'''सातम्द । 


फिर, जल से हाथ धोकर 

प्रतिमा का प्रक्षालन किया 
विशुद्ध-शुभ्र वस्त्र से, 

पाप-पाश्चण्डों से 

परिग्रह-खण्डों से 

मुक्त असंपूक्‍त 

त्यागी वीतरागी की पूजा की 
अष्टमंगल द्रव्य से 

भाव-भवित से चाव-शक्त से 
सांसारिक किसी प्रलोभनवश नहीं, 


मूकबादी / ३१३ 


प्रयोजन बस, बन्धन से मुक्ति ! 
भवसागर का कूल“ किनारा । 


अब तक प्रांगण में चौक पूरा गया 
खेल शेलती बालिकाओं द्वारा । 
लगभग समय निकट भा चुका है 
अ्षतिथि की चर्या का-- 

चर्चा इसी बात की चल रही है 
दाताओं के बीच ! 


नगर के प्रति मांगें की बात है. 
आमने-सामने अड़ोस-पड़ोस में 
अपने-अपने प्रांगण में 

सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है 
पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई । 

प्रति प्रांगन में प्रति दाता 


प्रायः 
अपनी घर्मपत्नी के साथ खड़ा है। 
सब की भावना एक ही है 
प्रभु से श्रा्थना एक ही है, 

कि 


अतिथि का आहार निविध्न हो 
और वह 
हमारे यहाँ हो बस ! 


लो, पूजन-कार्य से निवृत्त हो 

तीजे क्षाया सेठ प्रांगण में 

और वह भी 

माटी का संगल-कुम्भ ले लड़ा हो यया । 


३१४ / भुवानाडी 


कोई अपमे करों में 
रजत-कलश ले खड़े हैं, 
कोई युगल करों को 
कलश बना कर खड़े हैं, 


कोई ताज-कलश से 
कोई आज्-फल ले 
कोई पीतल-कलझ ले 
कोई सीताफल से 

कोई रामफल ले 

कोई जामफल ले 

कोई कलश पर कलश ले 
कोई सर पर कलश ले 
कोई अकेला 

कर में से केला 

कोई खाली हाथ ही 
कोई थाली साथ ले । 
विशेष बात यह है, कि 
सब विनत-माथ हैं 


और 
बार'““बार' सुदूर तक 


दुष्टिपात करते 
अलिधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
लो, इतने में ही आते हुए 
अतिथि का दर्शन हुआ, और 
दाताओं के मुख से निकल पड़ी 
जयकार की ध्यनि ! 
जय हो | जय हो ! जय हो ! 
अनियत विहारवालों की 
नियमित विज्वारवालों की 


अुंकेगालों / २१४ 


सन्हों की, दुणबन्तों की 
सौम्प-शास्त -छविवस्तों की 
जय हो |! जय हो ! जय हो ! 
पक्षपात से दूरों की 

यथाजात यतिक्लूरों की 
दया-धर्मे के मूलों की 
साम्य-भाव के पूछों की 

जय हो | जय हो ! जय हो ! 


भव सागर के कसखों को 

शिव-अआगर के चूल्लों की 

सब-कूछ सहते धीरों की 

विधि-मल घोते सीरों को 

जय हो | जय हो | जय हो ! 
छ 


अब तो' “और 

आसब्ज आना हुआ अतिथि का ! 
प्रास्म्भ के कई प्रांगण पार कर गये, 
पथ पर पात्र के पावन पद 
पल-पल थागे बढ़ते जा रहे, 

पीछे रहे प्रांगण-प्राणों पर 
पाला-सा पड़ गया 

वह पुलक-फुल्लता नहीं उनमें ! 
भास्कर ढलात में इलता है 

इधर, कमल-वन म्खान पड़ता है, 
फिर भी 

पात्र पुनः शोट जा सकता है 

यूँ, आशा भर अभी दै उनमें । 


११६ / गुंकबाटों 


भानु अग्रिम दिन भी तो आ सकता है 
“आता ही है ! 

परन्तु 

पथ पर चलते-चलते 

अध-बीच मुड़कर नहीं आता 

मुड़कर आना तो**'दूर, 

मुड़कर देखता तक नहीं बह, 

पूर्वे से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। 

पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ 

देखा नहीं गया आज तक, 

और सम्भव भी नहीं । 


दाताओं, विधि-द्रव्यों की पहचान 
कब, कंसे कर लेता है पात्र, 

पता तक नहीं चल पाता 

बिजली की चमक को भाँति 
अविलम्ब सब कुछ हो जाता है। 


“प्र का प्रांगण में आना, 

फिर 

बिना पाये भोजन-पान 

लौट जाना 

धनो पोड़ा होती है दाता को इससे ' 
यूँ ये पंक्तियाँ 

एक दाता के मुख से निकल पड़ी । 
हाथोंहाथ 

सन्‍्तों की बात भी याद आई उसे, कि 
प्रम-पुण्य के परमोदय से 

पात्र-दान का लाभ होता है 

हमारे पुण्य का उदय तो-'' है 
परन्तु, अनुपात से 


सूफकलाडी / ३१७ 

पर्याप्त पतला पड़ गया बह, 
वुलेभता इसो को तो कहते हैं। 
कुछ दाताओं के मुख से 
कुछ भी शब्द नहीं लिकले 
मन्त्र-मुग्ध कीलित-से रह गए । 

कुछ तो 

विधि-विस्म रण से विकल हो गये, 

और 

कपाल पर बार-बार हाथ लगाओे हैं, 

ऐसा प्रतीत हो रहा, कि 

प्रतिकूल भाग्य को 

डाँट-हाँट कर भगा रहे हों । 
“है महाराज ! 
विधि नही मिली, तो नहीं सही 
कम-से-कम इस ओर देख तो लेते, 
इतने में ही संतोष कर लेते हम 
यूँ एक दाता ने मन की बात 
सहज-भाव से सुना दी । 


दाता के कई गुण होते हैं 
उनमें एक गुण विवेक भी होता है 


लो, 

एक दाता ने विवेक ही शो दिया 
और 

भक्ति-भाव के अतिरेक मे 

पात्र के अति निकट 

पथ पर आगे बढ़ 

दयनीय शब्दों में बोला, कि 

“इस जीवन में इसे 

पात्रदात का सौभाग्य मिला नहीं, 


३१६ / मषभाडो 


कई बार पात्र मिले 

पर, भावना जगी नहीं 

आज भावना बलवती बन पड़ी है, 
इस अवसर पर भी यदि 

दर््षन हो, पर स्पर्शेन नहीं, 

स्पर्शन हो, पर ह॒ष॑न नहीं, 

भावना भूखी रहेगी -! 

तो फिर कब ** 

भूख की शान्ति यह ? 

शाज का आहार हमारे यहाँ हो, बस ! 
इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा 

तो *'मुझे लगेगा, 

आपको नहीं स्वामसिन्‌ ! 

है कृपा-सायर, कृपा करो 

देर नहीं, अब दया करो।” 


दाता की इस भावुकता पर 
मब्द-मुस्कान-भरी मुद्रा को 
मौनी मम मोड़ देंता है 
और 


आर हाथ निहारता-निहारता 
' पथ पर आगे बढ़ णाता है । 

तब तक दाता के मुख से पुनः 
निराशा-घुली पंक्ति निकली : 
“दाँत मिले तो चने नहीं, 
चने मिले तो दाँत नहीं, 
और दोनों मिले तो**' 
पचाने को आँत नहीं **!“ 

ए 


; ! भुकमाड़ी / ३१५ 
भाँति-भाँति की आन्तियाँ 


यूँ दाताओं से होती गईं, 
"हाँ ! हाँ ! 
यही स्थिति हमारी भी हो सकती है”” 
यूँ कुम्भ ने कहा सेठ से-- 
सेठ को सचेत किया--- 

“वात्र से प्रार्थना हो 

पर अतिरेक नहीं, 

इस समय सब कुछ 

भूल सकते हैं 

पर विवेक नहीं । 

तन, मन और वचन से 

दासता की अभिव्यक्ति हो, 


पर उदासता की नहीं । 

अपरों पर मन्द मुस्कान हो, 

पर परिहास नहीं | 

उत्साह हो, उमंग हो 

पर उतावली नहीं ! 

अंग-अंग से 

बितय का मकरन्द झरे, 

पर, दीमता की गन्ध नही । 

और, 

इसी सन्दर्भ में सुनी थी 

सन्‍्तों से एक कविता, 

सो"''सुनो, प्रस्तुत है, 

आदुत है बुध-स्तुत है : 
घरती को प्यास लगी है 
नीर की आस जगी है 


३२९० / गुकभांटी 


सुख-पात्र खोला है 
कूल संकल्पिता है धरती 
कि 


दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है 


' दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है 


अपनी सीमा, 

अपना आँगन 

भूलकर भी नहीं लांघना है 
कारण, 

पात्र की दीनता 

निरभिमान दाता में 

मान का आविर्माण कराती है 
पाप की पालडी फिर 

भारी पडती है वह, 

और 

स्वतन्त्र-स्वाभिमान पात्र में 
परतन्त्रता आ ही जाती है, 
कसेब्य की घरती धीमी-धीमी 


नोचे खिसकती है, 
तब क्‍या होगा ? 
दाता और पात्र 
दोनों लटकते अधर में ।*** 

तभी - तो"'' 

काले-काले 

भेघ सचन ये 

अजित पाप को 

पुण्य में ढालने 

जो सत्‌-पात्र की गवेषणा में निरत हैं, 

पात्र के देन पाकर न्‍ 


भाव-विभोंर गदगद हो 


मस्मादी / १२१ 


गड़-गड़ाहुट ध्वनि करते 
सजल, लोचस-युगल । 
सावन की चौंसठ धारा 
पात्र के पाद-प्रान्त में ' 
प्रणिषात करते हैं"*' 


। 


फिर लो 

घरती ने... 

अनायास, सहज रूप से 

बादल की कालिमा को 

धो डाला, 

अन्यथा 

वर्षा के वाद 

बादलं-दल वह ' 

विमल होता क्‍यों ?**'”” 
0' 


फुम्भ के मुख से कविता सुनी 
कम शब्दों में सार के रूप में, 
दाता की गौरव-गाया 
अआचार-संदिता ही सामने आई, 
मादर्श में अपना मुख दिखा 
विमुख हुआ जो आदर्श जोवन से, ' 
जिस मुख पर ही 
बेदाग होने का दम्भ-भर 
दमक रहा भा। ! ] 
सेठ की आँखें खुल गईं, ं 
स्वयं को संयत किया उसने, ] 
सब कुछ अआन्तियाँ घुल गई ।' 

६] ३४ पदक नील 


३९२ | सुकाकादी 
कविता-अवण ने उम्र 
बहुत प्रभावित किया। 

* पुनः संकेत मिसतालैओ_-ओ-- 
अजब शत-प्रतिशत निरिक्षत:है 
पात्र का अपनी ओर आनयाः। 
जैसे-जैसे 
प्रांगण पास ब्राता गया 
वैसे-बे से 
पात्र की ग्रति में मन्दता आई 
और 
पान्न को अनुभूत हुआ कि 
उसके पदों को-आगे बढ़ने से रोक कर 
अपनी ओर ज़ाकुष्ट कर रहा है 
कोई विशेश्र पुण्य-सरिपाक | 

पात्र की गति को देख कर 

और सचेत हो, 

: श्रद्धा-समवेत हो 

अति मन्द भी नहीं 

अति अंमन्द भी नहीं, 

मध्यम मधुर स्वरो मे 

अभ्यागत का स्वागत प्रारम्भ हुआ : 
'भो स्वाभिष्‌:! 
नमोस्तु ! नमोस्तु ! नमोस्तु ! 
अन्न | अग्र ! अन्र! 
तिष्ठ ! तिष्ठ ! तिष्ठ !! 
यूँ सम्बोधन-स्वागतन्कै क्कर , 
दो-तोन बार बोहराये यये 
साथ-ही-साथ, 
घीमे-धोमे हिलने वाले 


ख़कपाड़ो / ॥२३ 

: वहैठ के कमे-कुपकल भी 
सादर अतिथि को बुला रहे हैं। 

अभय का आयतन ' 

अतिथि जा शकता है फ्रगण में 

निराकुल, अविचल'*', 

फिर कया कहुसा ! 

जहो भाग्य अन्‍क्‍क्‍ताहुबा 

घम्य-घन्य- ऋहता हुआ 

अतिथि को दायीं ओर कर 

अतिथि से दो-तीन हाथ दूर से 

प्रदक्षिणा प्रारम्भ करता हैं सेठ 

सपत्नीक, सपसण्ार ! 


हक | 


आज का यह दृएय 
ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि 
ग्रह-यक्षत्र-ता राओर समेत 
रवि भौर शक्ति 
ग्रेर-पर्वत की अदक्षिणा दे रहे हैं, 
सीन भ्रदेक्षिणा दी गईं, 
लीवक-दया-पालन के साथ । 
'पुनःसमस्‍्कार के साथ, 
'भबधा भवित क्रास्सूश्रपात होता है : 
अन शुद्ध है 
चन-्मुल्तः है 
तन 
बार 
जन्‍्त-पान झुद़ हैं 
-जाडए स्वामित्‌ ! 


३६४ / यूकलटी ड् 
भो जनालय में प्रेवेश कीजिए 
हि जौर चि हे 
बिना पीठ दिखाये . .'! कट 
आगे-भागे होता हैं पुरा पश्चिार। 
भीतर प्रवेश के बाद ' | 
आसन-शुद्धि बताते हुए. 
उच्चासन पर बेठने की प्रार्थना हुईं 
पात्र का आसन पर बैठना हुआ । 
पादाधिषेक हेतु पात्र से ० 3) 
किया जाता है विनम्न निवेदन, 47% ०३० 
निवेदन को स्वीकृति मिलती है; हे 
पलाश की छवि को हरते 
अविरति-भीरु अवतरित हुए 
रजत के थाल पर 
पात्र के युगल पाद-तल ! 
लो, उसी समय 
युरु-पद के प्रति 
अनुराग व्यक्त करता थाल भी ! 
यानी, ४ 
गुरु-पद का अनुकरण करता 
कुंकुम-फ्नदत-सा बनता लाल। 
छान, तपाये,समझीतोष्ण 
'प्रासुक जल से भरा 
माटी का कुम्भ हाथों में ले 
दाता, पांत के प्रों पर 
ज्यों ही झुका: 
त्यों ही 
कंदर्प-दर्प से दूर 
युर-पद-मं्-दर्षण में 


अकलाडी / ११५ 


कम्भ ने अपना दक्ण्षत किया 

और 
घन्य ! धन्य ! कहू उठा + 

जय, जय, गुरुदेव की ! ग। 

जय, जय, इस बड़ी की ! 

विज्ञार साकार जो हुए 

पथ-गत-की इन-बेदल 

जो कुछ बचानजचा कालुध्य 

सर्वेस्व स्थ-पन को 

यही पर अपंण किया : 

'शरण, चरण हैं मापके, 

तारण-तरण जहाज, 

भव-दधि तट तक ले चलो 

करुणाकर गुरुराज [! ' 

यूँ गुरु-मुण-गान करते 

विध्न-विनाशंक, विभव-विधायक 

अभिषेक सम्पन्न हुआ, प्रक्षालन भी । 

आनन्द से भरे सब ने 

गन्धोदक मस्तक पर लगाया 

परिवार सहित इन्द्र की भाँति, 

सेठ लग रहा है अब । 
इसी क्रम में अब, 
यथाविधि, यथानिधि 
यथाजात-सन्निधि 
स्थापना-पूर्वक, 
अष्ट-मंगल द्रव्य ले 
जल-चम्दन-अक्षत-पुथ्पों से 
अरु-दीप-सूप-फलोंसे 

ख्ब् “कार्य बूथ हुआ हा हि 

पंचाँय प्रभामपूर्वक |  - - 


बएे६ / गुकण्तरी 


पुमश्च, - 
बड़ांजलि हो पूरा परिवार 
प्रार्थना करता है पात्र सेपि 


“झो स्वासिन्‌ ! 
अंजुलि-मुद्रा छोड़कर 


भोजन ग्रहण कीजिये ! 


दान-विधि में दाता को कुशस पा! 
अंजुलि छोड़, दोनों हाथ धो लेशा हैपाभ 


और 

जो मोह से मुक्त हो जयेते हैं. 
राग-रोष से रीते हैं 
जनम-म रण-ज रा-जीणं दवा 

जिन्हें छू नही सकते अब- 

क्षुधा सताती नही जिन्हें 

जिनके प्राण प्यास से पीड़ित नहीं होके, 
जिनमे स्मय-विस्मम-के लिए 
पल-भर भी प्रश्नय नही, 

जिन्हें देख कर 

भय ही भयभीत हो चाग जाता है 
सप्त-भयों से मुक्त:/अश्क्ष-सिक्षाल ने, 
निद्रा-तन्द्रा जिन्हें थे रती नहीं; 
सद्य-सबेश्य जाज्त-मुद्रा 

स्वेत्ब-से लभ्न-पथ:हो 

वह मात्र नहीं,.. - 

खेद-श्रम की . ... 


वह बात.नहीं; 


जिन में अनन्त क्ल।प्रकट-हुब्त है; , 


परिणामस्वरूप 


जिन के निकट कोई भमि आक्ंक शा यहीं सकता 
जिन्हें अनन्त सौस्य मिला है:' जो 


पूफणाएो / शरें७ 

शोक से शुम्य, सदा'अशोंक हैं: 
जिनका जीवन ही पक्सित हैं 
तभी * तो।* 
उनसे दूर " फिरती रहती रति गहः 
जिनके पास संग हैं न संच, 
जो एकाकी हैं, 
फिर जिन्ता किंसकों उन्हें ? 
सदा-सर्वथा'निश्चिन्त हैं 
अध्टादश दोषों से दूर 
ऐसे आहुँतों की भवित में डबता हैं, 
कछ पलों के लिए 
नासाग्र-दृष्टि हो, महामना । 

| 


श्रमण का कायोत्सगे पूर्ण हुआ कि 
आसन पर खड़ा हुआ वह अतिथि 


दोनों एडियों और पंजों के बींच, 
ऋरमश: चार और ग्यारह 
अग्मुल का अन्तर दें) 

स्थिति-भोजन-निय म का ही नहीं, 

एक-भुक्ति का भी पालक है। 

पात्र ने अपने युगल करो को 

पान्न बना लिया, 

दाता के सम्मुख आगे बढ़ाया । 
'मन को मान-शिखर से 
नीचे उसरवे वानी 
भिक्षा-बृत्ति यही तो दै' 
यूँ कहती हुई यह लेखनोी 


खुघा की मोमांसा करती है : 


- ३२० / भुफकादी 


भूख दो प्रकार की होती सै '.« 
एक तन की, एक मन की । 
तन की तनिक है, प्राकृतिक भी. 
मन की सस् जासे 

कितना प्रमाण है उसका ! 
वैकारिक जो रही. 

वह भूख ही क्या, भूत है भयंकर 
जिसका सम्बन्ध भूतकाल से ही नही 
अभूत से भी है ! 

इसी कारण से-- 

अभी तंक प्राणी यह 

अभिभूत जो नही हुआ स्व को 
उपलब्ध कर । 


जहाँ तक इन्द्रियों की बात है 

उन्हें भूख लगती नहीं, , 

बाहर से लगता है कि 

उन्हें भूख लगती है । 

रसना कब रस बाहती है, 

नासा गन्ध को याद नहीं करती 
स्पर्श की प्रतीक्षा स्पर्शा कब करती ? 
स्वर के अभाव में 

ज्वर कब चढ़ता है श्रवणा को ? 
बहुरी श्रवणा भी जीती मिलती है। 
आँखें कब आरती उतारती हैं 

रूप को स्वरूप की ? 

ये सारी इन्द्रियाँ जड़ हैं 

जड़ का उपादान जड़ ही होता हैं 
जड़ में कोई चाह नहीं होंती ; 
जड़ की कोई राह नहीं हींतीं 


ह भकमाकी / २१२६ 


सदा सर्वत्र सब ससास ' 
अन्धकार हो या ज्योति ।' 
हाँ हाँ! 
विषयों का ग्रहुण-वोध 
इन्द्रियों कै माध्यम से ही होता है 
विषयी-विषय-रसिकों को । 
वस्तु-स्थिति यह है कि 
इन्द्रियाँ ये ख्िड़कियाँ हैं 
तन यह भवन रहा है, 
भवन में बेठा-बेठा पुरुष 
सभिन्‍न-भिन्‍न खिड़ कियों से झाँकता है 
वासना की आँखों से 
और ' 
विषयों को ग्रहण करता रहता है । 


दूसरी बात यह है, कि 
मधुर, अम्ल, कषाय आदिक 
जो भी रस हों' शुभ या अश्युभ-- 
कभी नहीं कहते, कि 
हमें चल्ष लो तुम । 
लघधु-गुरु स्निरध-रूक्ष 
शीत-उष्ण मृदु-कठोर 
जो भी स्पर्श हो, शुभ या अशुभ-- 
कभी कहलसे नहीं कि 
हमें छू लो, तुम |. 
सुरक्षि या दुरभि 
जो भी यस्ध हो, झुभ या अक्षुभ-- 
कभी कहते नहीं, कि... 
हमें सूँच लो, तुम । ह जल मा 


३६५ / भव 


परस-रस-गन्ध 
रूप और शब्द 
ये जड़ के धर्म हैं 
जड के करमे'*'। 


कृष्ण-नील-पीत आदिक 

जो भी वर्ण हों शुअ-या अ्ुक्ष --- 
कभी कहते सहीं, कि 

हमें लख लो आु्र .! 

और 


सा-रे-ग-म-प-घ-नि 
जो भी स्वर हों शुभ या अशुभ 
कभी कहते नहीं, कि 

हमें सुन लो, तुम । 


इससे, यही फर्ललित:हुआ, कि 
मोह और बसाता के उदय मे 
क्षुधा की वेदना होशी हैं 

यह क्षुधा-तृषा'का सिद्धमस्स है.। 
मात्र इसक॥ शञात झोबपः ही 
साधुता नही है, 


वरन्‌ है 
ज्ञान के साथ साम्य भी अनिवाये है 
श्रंमण का श्ू गार ही 

समता-साम्य है'** 


इधर, प्रारम्भ हुआ दान का. कबर्ये 
पात्र के कर-पात्र में प्रासुक पानी से; 


परन्तु 


यह कया ! यकायक 


पात्र मे अपने पात्र की असद कर है 


.._ भूकमाक़ी / रे१३ 
तुरम्त, वूसरी ओर से ये 
स्वर्ण-कसंश आगे बढ़ाया गया 
जिसमें स्वादिष्ट दुग्ध भरा है, 
फिर भी अंजुलि अनखुली देख 
तीसरे ने रजत-कलश दिखाया 
जिसमें मधुर इक्षुरस भरा है, 
जब 


वह भी उपेक्षित ही रहा, तब 
स्फटिक झारी की बारी आई 
अनार के लाल रस से भरी 
तरणाई की अरुणाई-सी ! 
आदर ! 
अतिथि की ओर से उस पर भी 
एक बार भी 'दुष्टि न पड़ी ! 
विवश हो निराशा में बदली वह क्षारी । 


अब 
अधिक बिलम्ब अनुचित है 

अन्तराय मानकर बेठ सकता है, 

बिना भोंजन अतिथि जा सकता है-- 
आशझ्यंका यह परिवार के मुख पर उभरी, 
ओर 

मन में प्रभु का स्मरण करते 

किसी तरह, धृति धारते 

पूरी तरह शक्ति समेट कर, 

केंपते-कंपले करों ,से 

माटी के कुम्भ को आज़े वढ़ाश्षा सेद ने । 


लो, 

अतिथि की अंध्युलिः खुल पड़ती है 
स्वाति के घवलिम जल-कश्ों कहे देख: 
सामर-उर पर तै रती खुक्सिक) की भाँति 


३९४ / न्यवाललाी 


प्रस्युत, 

अपनी स्फ्रणशील कर-छुन-से 
उन्हें मचाता है न 
गुन-गुन-गुंजन-गान “चुनपता. 
बरस, डसी भाँति 

पात्रों को दान देकर 

दाता भी फूला न समाता, 
होता आनन्द-विभोर बह । 
अन्धकार भोर मिटता है, 
जीज़स में श्राती नयी भोर वह 
और यही'*'*'तो 

भ्रम री-वत्ति कही जाती सन्‍्तों की | 


यूँ तो श्रमण की कई वृत्तियाँ. होती हैं-- 


जिनसें 


अध्यात्म की छवि उभरती है 
जो सुनीं थी सादर श्रूतों से 
आज निकट-- सन्निकट हो 
खुली आँखों से देखने को मिलीं । 


परिणाम यह हुआ कि 

पूरा का पूरा परिवार सेठ का. 
अपा र आनन्द से भर आया 

ओऔर सेठ के 

गौर-बण्ण के गुगल-करों में 

माटी का कृम्भशोभा पा रहा है 
कनकाभरण में जड़े हुए नीलम-सा । 


उन करों और कम्भ के तवीच 
परस्पर प्रश्मसा के रूप मे 
कछ बात चलती है, कि 
कुम्भ ने कहा सर्वेक्यम-- 


,शित्णयादी / वरिए 


“तुमने मुझे ऊपर उठा मपना लिया 
बड़ा उपकार किया मुझ कर 
और 


र 
इस लुभ-कार्य में 
सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला मुझेः।” 
इस पर तुरन्त ही करों ने भी कहां कि 
“नहीं***नहीं, सुनो सुनो | 
उपकार तो तुमने किया हम पर 
तुम्हारे बिना यह कार्य सम्भव ही नहीं "था, 
इस कार्य में भावना-भग्ति 
जो ऋुछ है, तुम्हारी है 
हम*' तो**'ऊपर से 
निमित्त -भर ठहरे !” 
उपरिल चर्चा को सुनता हुआ 
तीजे ००० 


पात्र का कर-पात्र कहता है कि, 
“पात्र के बिना कभी 

पानी का जीवन टिक नहीं सकता, 
और 


र्‌ 
गात्र के खिभा-की 
* प्राणी' का जीवन टिक नहीं सकता, 


परख्तु 
साल-से पानी सीसे बाला 
उशम पावर. हो नहीं सकता 
प्राण्ययात्र द्रो परमोश्तम माना है, 
पात्र भी परिग्रह:है ना ! 

दूसरी बात यह भी कि, 

अतिथि के बिना कभी 

तिधियों में पूज्यता आ नहीं सकती 

अतिथि तिथियों का सम्पादक है ना ! 


३३६ / भकणारी 


फिर भी ' 

तिथियों को अपने पास नहीं रखता वह, . 

तिथियाँ काल के आश्रित हैं ना ! 

परिणतियाँ क्षपनी-अपनी 

निरी-निरी हुआ करती हैं, . 

तिथियों के बन्धन में बंधना भी 

गतियों की गलियों में भटकना है । 

कथंचित्‌ ! 

यतियों के बन्धन में बेंधना वह 

नियति के रंजन मे रमना है ।” 

यूँ सत्‌-पात्र की होती रही मीमांसा । 

कल 

इघचर, 
अबाधित आहार-दान चल रहा है 
और ऐसा ही यह कार्य 
सानन्द-सम्पन्न हो, 
इसी भावना में 
संलग्त-मग्न हुआ है सेठ । 
उसके दोनों कन्धों से उतरती हुई 
दोनों बाहुओं में लिपटती हुई, 
फिर दायें वाली बायो ओर 
'बायी गाली दायीं ओर जा 
कंटि-भाग को कसती हुई 
नीछे उत्त रीय कौ दोनों छोर 
नीचे लटक रही हैं। ६-8 

ऊपर देख नहीं पा रहो है, हा 


कुम्भ की नीलिमा से वह 
पूरी त्तरह हारी है 


अुकभाठी / २२७ रु 
लज्जा का अनुभव करती वा 
घरती में जा छुपना चाहती है 
अपने सिकूड़न-शील मुख को 
दिखाना चाहती नहीं किसी को । 

सेठ के दायें हाथ की मध्यमा में 

मुदित-मुखी स्वणिम मुद्रा है 

जो माणिक-मणि से मण्डित है 

जिस की रक्तिम आभा 

अतिथि के अरुणिम अधरों से 


बार-बार अपनी तुलना करती 
और 
अन्त में हाए कर आकूलित हो 
लज्जा के भार से 
अतिथि के पद-तलों को छू रही है, 
और ऐसा करना उचित ही है. 
पृज्यपादों की पूजा से ही 
मनवांछित फल मिखता है । 

इसी भाँति 

सेठ के बायें हाथ की त्जनी में 

रजत-निमित्त मुद्रा है 

मुद्रा में मुबता जड़ी है। 

करपात्री की अदुष्टपूर्व 

कर-नख-कान्ति लख कर 

क्लान्ति का अनुभव करती है 

और 


ज्यराक्रान्त होती । 

यही कारण है, उसकी 

रक्‍्त-रहित झुअ-काया बनी है; ह 
पात्र के दोनों कपोल वह 
गोलगोल हैं, सुडोल भी 


बघ 


३ रेचः / मुकाम 


मांसल हैं, प्रांजल भी 

जिनकी प्रांजमता में 

दाता के स्वर्णिम कृष्डल 

अपनी प्रतिछवि के बहाने 

अपनी तुलना करते हैं कपोलों से--- 


हम क्या कर हैं ? 
बाल-भानु की भाँति 
हम से आभा फटती है 
गोल भो हैं, सडोल भी 
सुवर्णवाले हैं, सुन्दर हैं 
स्वर्णवाले हैं, लोहित नही । 
फिर भी, 
कपोल-काश्ति में, इस कान्ति भें 
अन्तर क्‍यों ? 
कौन-सी न्यूनता है हममें ? 
कोन जानते इस भेद को 
किससे पूछें ? 
पूछें भी कंसे ? 

लो ! उलझन में उलझे कृण्डलों को 

कपोलों का उदबोधन : 

“तुम्हें देखते ही दर्शकों मे 

राग जाग्रत होता है 


और 
हमें देखते ही सहज 
बत्सल-भाव उमड़ता है, 
रागी भी खो जाता है 
विरागता में कुछ पल, 
हमारे भीतर संग्रहीत 
वस्सल-भाव वहू, ऊपर आ 


मकभाटी / ३६६ 


कपोख-तल से फिसलता हुआ, 
विरोध के रूप में आ खड़े 

वेरियों के पावाण-वक्षस्थल को भी 
मृदुल फूल बनाता है। 

हम में अनमोल बोल पहले हैं, 


और 

तुम में केवल पोल मिले हैं। 
एक बाल ओर है कि 
विकसित या विकास-शील 
जीवन भी क्‍यों न हो, 
कितनें भी उज्ज्वल-गुण क्यों न हों, 
पर से स्व की तुलना करना 
पराभव का कारण है 
दीनता का प्रतीक भी । 

और 

वह तुलना की क्रिया हो 

प्रकारान्तर से स्पर्धा है; 

स्पर्धा प्रकाश में लाती है 

कहीं ब्न० सुदूर “जा भीतर बैठी 

अहंकार की सुक्षम ससा को ! 


फिर, अहूंकार को सन्‍्तोष कहाँ ? 
बिना सन्‍्तोष, जीवन सदोष है 
यही कारण है, कि 
प्रशंसा--यश की सुष्णा से झुलसा 
यह सदोष जीवन 
सहज जय-चघोषों की, सूखद गुणों की 
सचन-शीतल छांव से वंचित रहता है। 
वैसे, स्वयं यह्‌ 
'स्व' शब्द ही कह रहा है कि 


३४० / भूकभाटी 


स्व यामी सम्पदा है, 
सत्र ही विधि का विधान है 
स्व ही निधि-निधान है 
स्व की उपलब्धि ही सर्वोपलब्धि है 
फिर, 
अतुल को तुलना बयों ? 
यूँ कपोलों से अपनी पोल खुली देख, 
कुन्दन के कृण्डल थे 
भौर कुन्दित कान्तिहीन हुए । 
0 


सेठ ने एड़ी से चोटी तक 
कमल-कणिका की आभा-सम 
पीताम्बर का पहनाव पहना हैं 
जिस पहनाव में 

उसका मुख गुलाब-सम खिला है 
और 

मन्द-मन्द बहते पवन के प्रभाव से 
पीताम्बर लह रदार हो रहा है, 
जिन लहरों में 

कुम्भ की नीलम-छवि ते रती-सी 
सो * पीताम्बर की पीलिमा 
जच्छी-लगती नीलिमा को 

पीने हेतु उतावलोी करती है। 


ए 


हाँ, इधर *** 
घर के सब नाल-बालाओं को 


सूकभाड़ी / ३४१ 
ह । रहने की भाज्ा मिस्री है 


र 
बिना बोले बंठते को बाध्य किया गया है, 
फिर भी, बीच-बीच में, 
शौखट के भीतर से या खिड़कियों से 
एक-दूसरे को आगे-पोछे करते 
बाहर शाँकने का प्रयास बल रहा है। 
सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, 
जितना मना किया जाता 
उत्तना भनमाना होता है 
पाल्य दिशा में । 
त्याज्य का तजना 
भाज्य का भजना, सम्भव नही 
बाल्य-दशा में । 
तथापि जो कुछ पलता है 
बस, बलात्‌ ही भीति के कारण ! 
यही स्थिति है इधर भी ! 
सर को कस कर बाँध रखा है सेठ ने 
बालों के बबाल से बचने हेतु । 
तथापि, 
विशाल ललाट-तल पर 
कूटिल-कृष्ण बाल की लट 
बार-बार आ निहार रही है 
अस्न-दान के सुखद दृश्य को 
अम्य ध्यान के विमुख दृश्य को, 
और 
निर्भीक होकर कहती है 
सब पात्रों में प्रमुख पात्र को, कि 
"आप सन्‍्स हैं समता के धनों 
ये दाता सज्जन हैं ममता की श्वनी 


डैड२ / भूकमस्दी 


विराग के प्रति अधुराग रखते; 
दोनों का ध्येय वन्धन से मुक्ति है 
फिर भला बताओ, 

मुझे क्‍यों बन्धन में डालते ? 
अब 

मुझे भी बन्धन रुचता नहीं 
मानती हूं इस बात को कि 
विगत मेरा गलत है, 

और 

किसका नहीं? 

पतित है पलित-पंकिल भी 
गलित है चलित-चंचल भी, 
परन्तु 

आज की स्थिति बदली है 
गलत-लत से बचना चाहती हूँ । 


पाप पुण्य से मिलने आया है 
विष पीयूष में घृुलने काया है 
हे प्रकाश-पूंज प्रभाकर, 
अन्धकार की प्रार्थना सुनो ! 
बार-बार भगाने की अपेक्षा 
एक बार इसे जगा दो, स्वामिन्‌ ! 
अपने में जगह दो इसे 

मिटाओ या मिलाओ अपने में; 
प्रकाश का सहो लक्षण वही है 
जो सब को प्रकाशित करे ! 
एक और बात कहूँ धष्टता की ! 
भाग्यशाली भाग्यहीन को 

कभी भगाते नहीं, प्रभो ! 
भाग्यवान्‌ भगवान्‌ यमाते हैं। 


अकलाडी / रे४॥े 


यूँ कहती हुई ललाट-मत लट 
झट से पलट कर मूक होती है। 
ओर" इधर 
सस्तन्द-सम्पन्न हुआ आहार-दान 
पात्र का आसन पर बैठना हुआ 
प्रासुक-उच्ण जल से मुख-श्रृद्धि हुई 
मंजलि से उछले अन्न-पान कर्णों से 
प्रभावित 
उदर-उर-उरु आदि अंगों को 
अपने हाथों से शुद्ध बनाकर 
कुछ पलों के लिए पलकों को 
अर्घोन्मीलित कर 
पात्र परम-तस्व में लोन हुआ। 

ए 


कायोत्सगं का विसर्जन हुआ, 

सेठ ने अपने विनीत करों से 
अतिथि के अभय-चिहक्ल त्रिक्तित 
उभय कर-कमसों में 

संयमोपक रण दिया मयूर-पंखों का 


जो 
मुदुल कोमल लघु मंजूल है । 
तृषा बुझाने हेतु नहीं, 
शास्त्र-स्वाध्याय के पूर्व 
ओर 
शौचादि क्रियाओं के बाद 
हस्त-पादादि-कद्धि हेतु, 
शौधोपक रण कमण्डलु में 
'प्रर्धक जल भर दिया गया, 


४४ / मुंकसादो 
जल““जो कि 
अष्ट प्रहर तक ही 
उपयोग में लाया जा सकता है, 
अनन्तर जो सदोष हो जाता है। 


अतिथि के चरण -स्पर्श 

पाबन-दर्शोन हेलु 

अडोस-पड़ोस की जनता 

आँगन में आ खड़ी है । 

ज्यों ही 

अतिथि का शाँगन में आना हुआ 

त्यों ही 

जय-थोष से गूंज उठा नभमण्डल भी । 

और, भावुक जनता समेत 

सेठ ने प्रार्थना की पात्र से, कि 

“पुरुषार्थ के साथ-साथ 

हम आशावादी भी हैं 

आशु आशीर्वाद मिले 

शीघ्र टले विषयों की आशा, बस ! 

चलें हम आपके पथ पर । 

जाते-जाते हे स्वामिन्‌ ! 

एक ऐसा सूत्र दो हमें 

जिस में बंधे हम 

अपने अस्तित्व को पहचान सकें, 

कहीं भी गिरी हो 

ससृत्र सुई'''सो** 

कभी खोती नहीं ।” 
इस पर असिथि सोचता है कि 
उपदेश के येस्य यह 
नद्ठी स्थान है, न समय 


सुकपाडी / शे४५ 


तथापि 
भीतरो करुणा उमड़ पड़ी 
सीप से मोती की भाँति 
पात्र के सुख से कुछ शब्द निकलते हैं : 
“बाहर यह 
जो कुछ भो दिख रहा है 
सो'' "मैं***नहीं* हूँ 
और वह 
मेरा भी नहीं है । 
ये आँखें 
मुझे देख नहीं सकतीं 
मुझ्न में 
देखने की शक्ति है 
उसी का मैं स्रष्टा 
था. हूँ'' रहूँगा, 
सभी का द्र॒ष्टा 
था हूँ. रहूंगा । 
बाहर यह 
जो कुछ भी दिश्व रहा है 
सो मैं नही “हूँ !” 
यूँ कह्ठते-कहते पात्र के 
पद चल पड़े उपबन की ओर 
पीठ हो गई दक्षकों की ओर''*। 
पात्र के पीछे-पोछे 
छाया की भाँति 
कर में कमण्डलु ले 


. सेठ चल रहा है । 


३४६ / आुकलाटी 


नगर के निकट उपवन है 

उपवन में नसियाजी है 

जिसका शिखर गगन चूमता है, 

शिखर का कलश चमक रहा है, 

अपनी स्वणिम कान्ति से 

कलश बता रहा है कि 

संसार की जितनी भी चमक-दमक है 

बहू सब अमित है, भ्रामक भी 

सत्पथ की गमक नही है । 
नसियाजी में जिनबिम्ब है 
नयन मनोहर, नेमिनाथ का 
बिम्ब का दक्षेन हुआ 
निज का भान हुआ 
तन रोमांचित हुआ 
हर्ष का गान हुआ । 


एक बार और गुरु-चरणों में 
सेठ ने प्रणिपात किया 

लौटने का उपक्रम हुआ, पर 
तन टूटने लगा | 


लोचन सजल हो गये 

पथ ओझल-सा हो गया 

पद बोझिल से हो गये 

रोका, पर 

झुक न सका रुदन, 

फूट-फूट कर रोने लगा 

पुण्य-प्रद पृज्य-पदों से 

लोटपोट होने लगा । 
गुरु-जरणों की शरण तज 
यह आत्मा 


जुकर्टी / २४७ 
लौटना नहीं चाहती, स्वामिन्‌ ! 
मानस छोड़ कर इंस की भाँति । 
लथापि देद है, कि 
तन को भी मन के साथ होना पड़ता है 
मन का वेग अधिक है प्रभो ! 


बातो-बातो भें बार-बार 
पद्देग-आवेय से घिर आता है 
फिर, सबेग के वे पद 
आचरण की धरती पर टिक बहीं पत्ते 
फिर, निराधार वह क्‍या करेसा ? *** 
पहाड़ी नदी हो 
आपषाढ़ी बाढ़ आई हो 
छोटे-छोटे वनचरों की कया बात, 


हाथी तक का पता न चलता 

*“बह जाता सब कूछ ] 

अपना ही किया हुआ कम 

आज बाधक बन उदय में आया है, 

चाहते हुए भी धर्म का पालन 

पहाड़-सा लग रहा है, 

गौर मैं***? 

बौना ही नही, पंगु भी बना हूं । 

बहुत लम्बा पथ है 

कंसे चलूं मैं'**? 

गगन चूमता चूल है, 

केसे चढ़ूँ मैं 

कुशल-सहजर भी तो नहीं''* 

कैसे बढ़ मैं'' "अब * आगे ! 
क्या पूरा का पूरा आशावादी बनूँ ? 
या सब कुछ नियति पर छोड़ दूँ ? 


से४ंथ / भकतादी 


छोड़ दूं पुरुषा्थ को ? 

है परम-पुयष ! बताओ क्या कहूँ ? 
काल को कसौटो पर 

अपने को कसूं ? 
गति-प्रमति-आगति 
सति-उन्‍नति-परिणति 

इन सबका नियन्ता 

काल को सानूँ क्‍या ? 


प्रति पदार्थ स्वतम्त्र है। 

कर्ता स्वतन्त्र होता है-- 

यह सिद्धान्त सदोष है क्‍या ? 
'होसे' रूप क्रिया के साथ-साथ 


करने” रूप क्रिया भी तो'' 
कोष में है ना |” 
म सेठ की प्रधनावली सुन 
वात्सल्य-पूर्ण भाषा में 
माँ पुत्र को समझाती-सी, 


मौन तजकर कहा गुरु से, कि 

“इन सब हंकाओं का समाधान यहाँ है 
मेरी ओर : इधर'“ऊपर'“'देखो !” 
और 

ऊपर की ओर देखना हुआ 

गीली आँखों से-- 

मौन-समुद्रा मिली मात्र, 

मुद्रा में मुस्कान की सात्रा 

थोडी-सी भी मिली नहीं, 

गम्भी रता से पूरी भरी है वह, 
आँखों में निदचलता है 

लखाट पर निरछलता है 

वही रहुस्योद्याटन करती-सी ** 


'सुकनाही / ३४६ 


नि यानी निज में हो 

थति' क्ानी यतन - स्थिरता है 
अपने में लीन होना ही नियति है 
निदलय से यही यति है, 

बौर 


'पुरुष' यानी आत्मा परमात्मा है 

“अर्थ यानी प्राप्तव्य प्रयोजन है 

आत्मा को छोड़कर 

सब पदार्थों को विस्मृत करना हो 

सही पुरुषार्थ है । 
नियति का और पुरषा्े का 
स्वरूप ज्ञात हुआ सही-सही 


काल की भाव-घमिता 
जो मात्र उपस्थिति-रूपा 
प्रेरणा-प्रदा नहीं, 
उदासीना एक-स्षेत्रासीना है 
छपी नहीं रहो, खुल गई। 

सेठ की शंकायें उत्तर पातीं 

फिर भी: 

जल के अभाव में लाघव 

गर्जन-गौरव-शुन्य 

वर्षा के बाद मौन 

कान्तिहीन-बादलों की भांति 

छोटा-सा उदासीन मुख ले 

घर की ओर जा रहा सेठ“ 


लेल से बाती का सम्बस्ध 
लगभन टूट जाने से 
किया ; 


३४६०७ / मृकमाटी 


अत्यल्प तेल रह जाने से 
टिमटिमाते दीपक-सम 

अपने घट में प्राणों को सँजोये 
मन्‍्यर गति से चल रहा है सेठ*** 


मन में मन्थन भी चल रहा 
मूल-धन से हाथ धो कर 
खाली हाथ घर लौटते 
भविष्य के विषय में चिन्तित 
किकतेव्यविमृढ़ वणिक-सम 
घर की ओर जा रहा सेठ 5 


पूरा का पूरा घुतांश 

निकल जाने से 

स्वयं की नो रसता का अनुभव करता, 

केवल दूध के समान 

संवेदन शून्य हुआ 

धर की ओर जा रहा सेठ ** 
सहपाटियों के समक्ष 
पराभव-जतित पीड़ा से भी 
कई गुनी अधिक 
पोड़ा का अनुभव हो रहा है 
इस समय सेठ को । 
डाल के गाल का रस-चूसन 
पूर्णरूप से छूटने से 
घूल में गिरे फूल सम 
आत्मीयता का अलगाव साथ ले 
शेष रहे अत्यल्प साहस समेत 
घर की ओर जा रहा सेठ*** 


माँ के विरह से पीडित 
रह-रह कर 


भकमादी / २११ 


सिसकते शिक्षु की तरह्‌ 
दीघे-श्यास लेता हुआ 
घर की ओर जा रहा सेठ * 


वसनन्‍्त का अन्त होने से 
विकलित 
वन-जीवन-वदन-सम 
सन्त-संगति से वंचित हुआ 


घर की ओर जा रहा सेठ '' 


हरियाली को ८रने वाली 
मुंग-म रीविका से भरी 

सुदूर तक फैलो मस्भूमि में 
सागर-मिलन की आस भर से 
बलहीन सपाट-सट वाली 
सरकती पतली-सरिता-सा 
घर की ओर जा रहा सेठ" 


प्राची की गोद से उछला 

फिर 

अस्ताचल की ओर ढला 
प्रकाश-पूँज प्रभाकर-सम 
आगामी अन्धकार से भयभीत 
घर की ओर जा रहा सेठ*** 


क्रुष्ण-पक्ष के चन्द्रमा की-सी 

दशा है सेठ की 

शान्त-रस से विरहित कविता-सम 
पंछी की चहक से वंचित प्रभात-सम 
दा अन्द्रिका से रहित रात-सम 


र्‌ 
बिन्दी से विकल 


३६२ / चूकुमश्टी 


अंबला के भाल-सम 
सब कुछ नोरव-निरोठ लग रहा है । 
लो, 
ढलान में ढुलकते-दुलकते 
पाषाण-खण्ड की भाँति 
घर आ पहुँचता है सेठ *! 

ए 


पूरा परिवार अपार ह॒ष में डया है. 
पात्र-दान का परिणाम है यह; 
पुण्य-शाली कम्भ भी फूल रहा है। 
सब एक साथ भोजनार्थ बैठते हैं 


परन्तु, 
गौरवर्ण से भरे, पर छदासी से घिरे-- 
सेठ के मुख को 

गौरवशालोी कुम्भ ने 

गौर से देखकर यू कहा, कि 


“सन्त-समागम की यही तो सार्थकता है 

खंसार का अन्त दिखने लगता है, 

समागम करनेवाला भले ही 

बुरन्त सन्त-संयत 

बनेया न बने 

इसमें कोई नियम नहीं है, 

किन्तु वह 

सन्तोषी अवश्य बनता है । 

सही दिशा का प्रसाद ही 

सही दशा का प्रासाद है 
चतुर-चिकित्सकों से 
रोग का सही निदान होते पर 


मुकणाड़ी / ३५३ 


ओऔषध-सेवन करने वाला रोगी 
जिसकी उपास्य देवता नीरोगता है, 
भीगी हो नहीं सकता वह, 
भोग ही तो रोग है । 
और सुनो ! 
यह ओऔबध का नहीं, 
सही निदान का चमत्कार है, 
ओऔषध-सेवन का फल तो 
रोग का शोधन है-- नी रोगता 
अनमोल धन है। हे 
और क्या कहा कुम्भ ने 
सो**“सुनो ! 
“वैसे 
गाभरण-आभूषणों की बात दूर रहे, 
वृद्धावस्था में ढाका-मलमल भो रु 
भार लगती है 
जब कि 
बाल हो या युवा 
प्रौढ़ हो या वृद्ध 
वनवासी हो या भवनवासी 
बैराग्य की दशा में 
स्वागत-आभार भी 
भार लगता है।' 
सन्‍्तों की ये पंक्तियाँ भो 
अग्रासंगिक नहीं हैं : 
गगन का प्यार कभो 
धरा से हो नहीं सकता 


मदन का प्यार कभी 
जरा से हो नहीं सकता; 
हु 


शश्४ड | अशभार्टी 


यह भी एक नियोंय हैं कि 
सुजन का प्यार कभी 
सुरा से हो नहीं सकता । 
विधवा को अंग-राग 
सुहाता नहीं कभी 
सघवा को संग्रर्याग 
सुहाता गहीं कभी, 
संसार से विपरीत रीत 
विरलों की ही होती है 
भगवाँ को रंग-दाग 
सुहाता नहीं कभी ! 

|] 


कुम्भ को भाष-भाषा सुन कर 

ऐसा प्रतीत हुआ सेठ को, उससक्षण कि 
साधता का साक्षात्‌ 

आस्वादन हो रहा है। 


खार को ध।र से अब 

क्या अर्थ रहा ? 

सार के आसार से अब 

क्या प्रयोजन ? 

सोये हुए सब-के-सब 

सार के स्रोत जो 

समक्ष फूट पड़े '* 

अह्ो भाग्य ! धन्य !! 
कुम्भ के विमल-दर्पण में 
सन्त का अयतार हुग्राः हैः 
और 


भूकशपझ़ी / ३५५ 
कुम्भ के निद्चिल अपंण में हि 
सम्त का ऋभार हुआ है। ४ 
यह लेखनी भी देती है की 
सामयिक कूछ पंक्तियाँ 
गम से यदि भीतति हो 

तो * सुनो | 
श्रम से प्रीति करो 
और 
अहं से यदि प्रीति हो 
चरम से भीति धरो 
शम-धरो 
सम वरो ! 
सिद्ध मन्त्र की महिमा से 
तन में व्याप्त विष-सम 
सेठ की आकूुल-व्याकूलता 
मिट चली गई कहीं । 
और,-सेठ ने कहा कि 
“प्रभु-पूजन को छोड़कर 
इस पक्ष में अतिथि के समान 
माटी के पात्रों का उपयोग होगा 
और 
रजत-अआसन से उतर कर 
काष्ठ के आसन पर आसीन हुआ । 
यह सुनकर परिवार ने भी कहा-- 
“हमा रो भी यही भावना है।' 
परिवार को परिकर्तित परिणति देख 
स्वण को थालियाँधझौर 
,  श्लेल-पोल कलखियाँ 


३५६ / मुकभाटी 
कुन्दपुष्प-सम शुश्र 
लोटे - प्याले - कटोरे 
राकेन्द्र-सम रजतिस 
थालियाँ, कलशियाँ 
सस्‍्फटिक की माणिक की झारियाँ 
तरह-तरह की तहतरियाँ 
चमन्यम उम-चम 
.._ खमकनेवालो चमचियाँ 
यह सब क्या हो रहा है ?**' 
यूँ सोचते चमत्कृत हो गये सब ! 


फिर'''इधर' यह क्‍या घटा ! 

शीतल जल से भरा पीतल-कलश 

भीतर-ही-भीत र पीड़ित हुआ 

पराभ्व का घूँट पीता-पीता 

जलता हुआ उबलता 

और पीलित हुआ | 

सुबर्णे के द्वार पर 

हयाम-व रण का स्वागत देख, 

स्वर्ण-कलश का वर्ण वह 

और तमतमाने लगा, 

जिसका वर्णन वर्णों से सम्भव नहीं; 

जापे से बाहर हुआ । 

स्वर्ण-कलश की भुख-गुफा से 

आक्रोश-भरी शब्दावली फूटती है 

साक्षात्‌ ज्वालामुखी का रूप घरती-सी : 
“आज का विन भी 


पूर्ण नहीं हुआ अभी 
भौर 


आभत का इतना स्वागत -समादर | 


शुकपओी / २४७ 
माटी को माथे पर लगाना 


और 
मुकठ को पैरों में पटकता 
यह सब 
सध्य व्यवहा र-सा लगता नहीं 
अपने अति अपनत्व का भाव तो दूर, 
उपरिल उपचार से भी 
अपनाने का भाव तक यहाँ विखता नहीं, 
यह अपने आप फलित हो रहा है । 


इस बात को मानता हूँ, कि 
अपनाना-- 

अपनत्व प्रदान करना 

और 

अपने से भी प्रथम समझना पर को 
यह सभ्यता है, प्राणी-मात्र का धर्म; 
परन्तु यह कार्य 

यथा क्रम यथाविधि हो 

हस आशय को और खोलूँ-- 

उच्च उच्ब ही रहता 

नीच नीच ही रहता 

ऐसी मेरी धारणा नहीं है, 

नीच को ऊपर उठाया जा सकता हैं, 
उचितानुचित सम्पर्क से 

सब में परिवर्लेन सम्भव है । 

परन्तु ! यह ध्यान रहे-- 
शारीरिक आर्थिक शैक्षणिक आदि 
सहयोग-मात्र से 

नीच बन नहीं सकता उच्च 

इस कार्य का सम्पस्न होता 
साल्विक संस्कार पर आधारित है। 


औैश ८ / मकर 


मठे को यदि छौंक दिया जाता है 
मठा स्वादिष्ट ही नहीं 
जपितु पाचक भी बनता है, 


और 

दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो 

दूध स्वादिष्ट भी बनता, बलवधंक भी । 
इससे विपरीत, विधि-प्रयोग से 

यानी 

मठे में मिश्री का मिश्रण 

कथंखित्‌ गुणकारी तो :है 


परल्तु 
दूध को छोंक देना तो 
बुद्धि की विकृति सिद्ध करता है ।” 
यूँ, धीरे-धीरे कलश का 
उबाल-उफान शान्त हुआ । 
| 


शाम्ति के साथ, सेठ ने 
कलश के उबलन को 
दोनों कानों से सुना, 
फिर बंदले में वह 
कलझ की कुशलता की कामना करता 
शान्ति के कुछ बिन्दु प्रदान करता है। 
“जहाँ तक माटी-रज की बात है, 
मात्र रज को कोई 
सर पर नहीं चढ़ाता 
मुढ-मुर्य को छोड़ कर । 
रज में पूज्यता आतो है चरण-सम्पर्क से | 
और 


सुककाडी / १४६ 


जिसकी पूजा आँखें करती हैं, 
गन्तथ्य तक पहुँचाने वाले 
अरणों का मूल्य आँकती हैँ 

वे ही मानी जातो सही आँखें । 
चरण की उपेक्षा करने वालो 
स्वेरिणी आँखें दुःख्न पाती हैं 
स्वयं चरण-शब्द ही 

उपदेश और आदेश दे रहा है 
हितैधिणी आँखों को, कि 
चरण को छोड़कर 

कही अन्यत्र कभी भी 

जरन ! चर न !! चर न !!! 
इतना ही नहीं, 

विलोम रूप से भी 

ऐसा ही भाव निकलत्तानहै, 
यानी 

चर णन रच 
चरण को छोड़ कर 

कही अन्यत्र कभी भी 

न रच ! न रच ! न रत्न | *** 


है भगवन ! 

मैं समझना चाहता हूँ कि 

आँखों की रचना यह 

ऐसे कौन से पस्माणुओं से हुईं है-- 
जब आँखें आती हैं “तो 

दुःख देती हैं, 

जब आँखें जाती हैं “को 

दुःख देती हैं | 

कहाँ तक औरुतक तंक कहें, 


६ 


३६० / भुंकमादी 


जब बभाँखें लगती हैं: तो 
दुःख देती हैं ! 

जाँखों में सुख है कहाँ ? 
थे आँखें 


दुःख की खनी हैं 
सुख की हनी हैं 
यही कारण हैं कि 
इन आँखों पर विश्वास नहीं रखते 
सन्त संयत-साधु-जन 
और 
सदा-स्वंधा चश्णों लखते 
विनीत-दृष्टि हो चलते हैं 
«धन्य | 


फिर भी, 

खेद को बात यह है कि 
आँखें ऊपर होती हैं 
भोर 

चरण नीचे ! 


ऊपर वालों की शरण लेना ही 
समुचित है, श्र यस्क र-- 

ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर 
पूज्य बनने की भावना भेकर 
आँखों की शरण में 

क्छ रजकण चले जाते हैं । 

पूज्य बनना तो दूर रहा, 
उनका स्वतन्त्र-विचरण करता भी 
लुट जाता है खेद |. ., 
आँखों के यन्यनन से मुक्ति पाना 
अब असम्भव होता है उन्हें 


अुकभादी / १६१ 
भीतर-हो-भीतर * हि 
माँखों से संघर्ष करते हे 
अपमें अस्तित्व को ही जोौ देते हैं 
और 
घृणास्पद दुर्गेन्ध, बीभत्स 
गीड़ का रूप धारण कर 
विद्र प बन बाहर आते हैं 

वह रज-कण**“*। 
यह सब प्रभाव 
जो हम पर पड़ा 
समता के धघनो श्रमण का है 
अस्त में यूँ कह, सेठ 
भोजन-प्रारम्भ करता, कि 
पुनः कलश की ओर से 
व्यंगात्मक भाषा का अयोग हुआ-- 
“अरे सुनो ! 
कोष के श्रमण बहुत बार भिले हैं 
ढोश के श्रमण होते विरले ही, 
और 
उस. समता से क्‍या प्रयोजन 
जिसमें इतनो भी क्षमता नहीं है 
जो समय पर, 
भयभीत को अभय दे सके, 
श्रय-रीत को आश्रय दे सके । 
यह केसी विडस्बना है ? 
भवभीत हुए बिना 
अमण का भेष घारण कर, 
अभय का हाथ उठा कर, 
शरणायत को आश्ञीष देये की अपेक्षा, 


» बंदर /आूकाक्ी 


अन्याय सारे का अनुसरण करने चाले 
रावण जैसे शत्रुओं पर 

रणांगण'में कदकर 

राम जैसे 

श्रम-शीलों का हाथ उठाता हो 
कलियुग में सत-युग ला सकता है, 
धरती पर यहीं पर 

स्वगें को उतार सक़ला है । 


श्रम करे सो श्रमण ! 

ऐसे कर्म-हीन कंगाल के 
लाल-लाल गाल को 

पागल से पागल प्यगाल भी 
खाने की बात तो दूर रही, 
छना भी नहीं चाहेगा। 


इस पर भी अभी 

कलश का उबाल शान्त नहीं हुआ, 
खदबद खदबद 

खिचड़ी का पकना वह 

अविकल चलता ही रहा 

और 

सन्त के नाम पर और आक्रोश ! 


“कौन कहता है यह 
कि 


आगत सन्त में समता थी 
थी पक्ष-पात को मृत वह, 
समता का प्रदर्शन भी 
दश-प्रतिशत नहीं रहा 
समता-दर्क्षन तो दूर । 
जिसकी दुंध्टि में अभी 


शुककाटो / ३१६१ 


उच्च-मीच भेद-भाव हैं 

स्वर्ण और माटी का फात्र 

एक नहीं है,अभी 

समता का घनो हो त्तड़ीं सकता कह ! 


एक के प्रति राग करना ही 

दूसरों के प्रति द्ेष सिद्ध करता है, 
जो रागी है ओर दढ्वंषी भी, 

सन्त हो नहीं सकता वह 

और 

नाम-धारी सन्त की उपासना से 
संसार का अन्त हो नहीं सकता, 
सही सस्त का उपहास और होगा*'* 
ये वचन कट हैं, पर सत्य हैं, 

सत्य का स्वागत हो !” 


फिर, 

सेठ को उपहास की दृष्टि से 

देखता हुआ कलश कहता है कि 

“गृहस्थ अवस्था में-- 

नाम-धारी सन्त यह 

अकाल में पला हुआ हो 

अभाव-भूत से घिरा हुआ हो 

फिर भला कंसे हो सकता है 

बहुमूल्य वस्तुओ का भोक्ता ! 

तभी तो '' 

दरिद्व-ना रायण-सम 

स्वर्णादि पात्रों की उपेक्षा कर 

माठी का हो स्वागत किया है । 
हा छ 


३६४ / भुकमाह़ी 


स्वर्ण-कलश् की कटुता से 

कलुषित हुए बिना, 

माटी के कुम्भ में भरे पायस ने 

पात्र-दान से या यश 

उपशम-भाव में कहा, कि 

“तुम में पायस ना है 

तुम्हारा पाय सना है 

पाप-पंक से पूरा अपावन, 

पुण्य के परिचय से वॉचत हो तुम, 

तभी तोः नग्न 

पावन की पूजा रुचतो नहीं तुम्हें 

पावन को पाखण्ड कहते हो तुम । 

जिसकी आँखों में काला पानी भी उतरा हो 

देख सकता वह इस दृश्य को । 

तुम्हारी पापिन आँखों ने 

पीलिया रोग को पी लिया है 

अन्यथा क्यों बनी है 

तुम्हारी काया पीली-पीली ? 
प्र-प्रश्नंसा तुम्हें शूल-सी चुभती है 
कुम्भ के स्वागत-समादर से 
आग-बबूल हुए हो, 
जो भीतर होगा वही तो बाहुर आयेगा, 
स्वयं मठा-महेरी पी कद 
ओऔरों को क्षीर-भोजन कराते समय 
डकार आयेगी तो ''जट्टो ही ! 

तुम स्वर्ण हो 

उबलते हो झट से, 

माटी स्वर्ण नहीं है 

पर 


मुकभाही / १६५ 


स्वर्ण को उगलती अवश्य, 

लुम माटी के उगाल हो ! 
आज तक 
न सुना, स देखा 
और न ही पढ़ा, कि 
स्वर्ण में बोया गया बीज 
अंकुरित होकर 
फूला-फला, लहलहाया हो 
पौधा बनकर | 
है स्वर्ण-कलश ![ 
दु्धी-दरिद्र जीवन को देखकर 
जो द्रवीभूत होता है 
यही द्र॒भ्य अनमोल माना है । 
दया से दरिद्र द्रव्य किस काम का ? 
माटी स्वयं भीगती है दया से 
और 
औरों को भी भिगोती है । 
माटी में बोया यया बीज 
समुचित अनिल-सलिल पा 
पोषक तत्वों से पुष्ट-पूरिल 
सहस्न ग्रुणित हो फलता है । 

माटी के स्वभाव-ध्र्म में 

अल्पकाल के लिए 

अत्यल्प अन्तर आना भी 

विश्व के दवासों का विश्वास ही समाप्त | 

यानी 

प्रझयकाल का आना है । 
एक बात और 
है स्वर्ण-कलश ! 


१६६ / भुशभाही 


यथार्थ में तुम सवर्ण होते 

तो फिर*वह 

दिनकर का दुलेभ दर्शन 
प्रतिदिन क्‍यों न होता तुम्हें ? 
हो सकता है दिकामध-सम 
प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, 
हसीजिए धो 

बहुत दूर-* भू-गर्भ में 

गाडे जाते हो तुम । 

सम्भव है रसातल में 

रस आता हो. तुम्हें, 

तुम्हारी संगलि करने वाला 
प्रायः दुरगेति का प्र पकड़ता है 
यह कहना असंगत नहीं है। 
तुम्हें देखने मात्र से 

बच्चन से साक्षात्कार होता है 
बन्धन-बद्ध अन्धक भी हो तुम 
स्व और पर के लिए । 


परलन्त्र जीवन की आधार-शिला हो तुम, 


पूँजीवाद के अभेयय 
दुर्गेम किला हो तुम 


और 


अशान्ति के अन्तहीन सिलसिला ! 


है स्वर्ण-कलश ! 

एक आर सो मेरा कहना मानो, 

कृतज्ञ बनो इस जोवन में, 

माँ माटी को अमाप सान दो 

मात्र माँ, माँ, काम लो अब !* 
(] 


मुखयारी / १६७ 
परायस का साहस 
इसके आगे नहीं होता देश 
यह लेखनो कुछ और कहने को 
उद्यम-शीला होती है, कि 
“है स्वर्ण-कलश ! 
गुणियों का गुणगान करना तो दूर 
निर्दोषों को सदोष बताकर 
अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम ! 
सन्त पर आक्रोश व्यक्त करना 
समता का उपहास करना 
सेठ का अपमान करना '* 
आदि-आदि ये सब 
बक्षम्य अपराध हैं तुम्हारे, 
तथापि उन्हें गौण कर 
मात्र तुम्हारे सम्मुख--- 
माटी की महिमा ही नही रखती हूं, 
दो उदाहरण प्रस्तुत कर 
तुम्हारा भी कितना मूल्य-महत्त्व है, 


बताना चाहती हें * लो, 


दोपक और मशाल 

सामान्य रूप से 

दोनो प्रकाश के साधन है, 

पर, 

दोनों के गुण-घर्म भिन्न-भिन्न । 
डेठ-दो हाथ का बांस ले 

उसके एक छोर पर 
एक-कै-ऊपर-एक कर 

कयन्‍कसत कर 

विदियाँ बाँधी जाती हैं, 


३६८ / भूकमस्टो 
नोचे पकड़ने हेतु स्थान होता हैं, 
बस, यही मशाल है । 

मशाल के मुख पर 

माटी मली जाती है 

असंयत होता है, इसलिए । 


मशाल से प्रकाश मिलता है 

पर अत्यल्प ! 

उससे अग्नि की लपटें उठती हैं 

राक्षस की लाल रसना-सी 

उन लपटों को ज्योति नहीं कह सकते । 
मशाल अपव्ययी भी है, 

बार-बार तेल डासना पड़ता है 


उसके मुख पर, 

वहू भी मीठा तेल मूल्यवान्‌ । 
हाँ ! हाँ! कभी-कभी 
मनोरंजन के समय पर 


मशाल ले चलने वाला पुरुष 

अपने मुख में मिट्टी का तेल भर कर 
आकाश में'*'सुद्र'* हाथ उठाकर 
मशाल के मुख पर फूँकता है, 

तब 

एकाध पल में ही तेल सारा जलकर 
काले-काले बादल से धूम के रूप में 
झन्‍्य में लोन-विलीन होता है। 
और 

मशाल लगता है प्रलय कालीन 
अग्निकुण्ड-सम भयंकर ! 

थोड़ी-सी अश्लावधानी हो “तो 
हा-हाकार, हानि-ही-हानि*-। 


_चूकसाड़ी / १६६ 

फूक मारते से मशाल बुझ नहीं सकता 

बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है, 
कोई साधक साधना के समय 
मशाल को देखते-देखते 
ध्यान-घारणा साध नहीं सकता 
इसमें मशाल की अस्थिरता ही कारण हैं, 
ध्येय यदि चंचल द्ोगा, तो 
कुशल ध्याता का शान्त मन भी 
चंचल हो उठेगा ही” 
और भी ऐसे 
कई दुर्गुण हैं मशाल के ! 
मिशाल कितने दूँ, यूँ कह 
दूसरे उदाहुरण की ओर मुड़ती है 

यह लेखनो । 

दीपक संयमशील होता है 

बढ़ाने से बढ़ता है, 

और 

घटाने से घटता भी । 

अल्प मूल्य वाले मिट्टी के तेल से 

पूरा भरा दोपक ही 

अपनो गति से चलता है, 

तिल-तिल होकर जलता है, 

एक साथ तेल को नहीं खाता, 

आदर्श गृहस्थ-सम 

मितब्ययी है दीपक । 

कितना नियमित, कितना सिरीह ! 

छोटा-सा बालक भी 

अपने कोमख करों में 

मशाल को नहीं, 

ब्ड् 


हु 
९५ 
4 


यम 


३७० [ जुकनारी 

दीपक ले चल सकता है प्रेम से । 
मशाल कीं अपेक्षा 

अधिक प्रकाशप्रद है यह । 

उच्ण उच्छु खल प्रलय-स्वभावी 
मिट्टी का तेल भी वहू 

दीफक से स्मेह पाकर 

ऊध्वंगामी बनता है। 

पथ-अ्ष्ट एकाकी 

अन्धकार से घिरा भयातुर 
पथिक्र वह 

दीपक को देखते ही अभीत होता है । 


सुना है इमशाल में, 

भूतों के हाथ में मशाल होता है 

जिसे देखते ही 

निर्भीक की आँखें भी बन्द हो जाती हैं । 
लो, दोपक की लाल लौ 
अग्नि-सी लगती, पर अग्नि नही, 
स्व-पर-प्रकाशिनी ज्योति है वह 
जो स्पन्दनहीना होती है 
जिसे अनिमेष देखने से 
साधक का उपयोग वह 
नियोग रूप से, 
स्थूलता से सुकष्मता की ओर 
बढ़ता-बढ़ता, शने: शने: 
व्यग्रता से रहित हो 
एकाग्र होता है कुछ ही पलों में । 
फिर, फिर क्‍या ? 
समग्रता से साक्षात्कार ! 


दीपक की कई विशेषतायें हैं 
कहाँ तक कहूँ ! 


सुकधाही / ३७१ 
कोई ओर छोर भी तो हो | 


अस्तु, 
हे स्वर्ण, कलश ! 
तुम तो हो मशाल के समान, 
कलुषित आशयशाली 
और 
माटी का कुम्भ है 
पथ-प्रदर्षक दीप-समान 
तामस-नाशी 
साहस सहूंस-स्वभावी ! 

छा, 


स्वर्ण -कलश को 

मशाल की उपमा मिलने से 

अपमान का अनुभव हुआ, 

एकाक्षिणी इस लेखनो ने 

मैरी प्रशंसा के मिथ 

इस निन्‍्ध-कार्य का सम्पादन किया, 

इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, 

पर-निन्दा में मुझे निमिस बनाया यया 

यूँ स्वयं को 

घिकक्‍्का रते हुए 

माटी के कुम्भ ने दीर्ष श्वास लिया 

फिर, 

प्रभु से प्रा्थंता प्रारम्भ : 
“इन वेभव-हीन भव्यों को 
भवों-भववों में 
पराभव का अनुभव हुआ । 
अब, 


३७२ / भूकभाटौ 


'परा'- भव का अनुभव वह 
कब होगा ?**' 

सम्भव है या नहीं 

निकट भविष्य में * 
अविलम्ब बताओ, प्रशो ! 


प्रभु पन पाने से पूर्व 

एक की प्रशंसा 

एक का प्रताडन 

एक का उत्थान 

एक का पतन 

एक घनी, एक निर्घन 

एक गुणी, एक निर्गुण 

एक सुन्दर, एक बन्दर 

यह सब क्‍यों ? 

इस गुण-वेषम्य से 

इसे पीड़ा होती है, प्रभो ! 

देखा नही जाता 

और 

इसी कारण बाध्य होकर 

आँखें बन्द करनो पड़ती हैं। 

बड़ी कृपा होगी, | 

बडा उपकार होगा, 

सब में साम्य हो, स्वामिन्‌ !” 
री 


कुम्भ की प्रार्थना से चिढ़ती हुई 
स्फटिक की झारी ने कहा कि, 
“अरे पाषी ! 


मुंकलसठी /,३७३ 


पाप-भरी आ्ंमा से 
प्रभु प्रसन्‍्न नहीं होते, 
पावन की प्रसन्नता बह 
पाप के स्याग पर आधारित है । 
मैंने अग्नि की परीक्षा दी हैं 
ऐसा बार-बार कह कर, 
जो 
अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहता है 
यह पाप ही नहीं 
अपितु महापाप है। 


तुम में इतना पाप का सम्नह है 
किजो 

युगों-युगों तक 

जलाने से जल नहीं सकता, 
घुलाने से धुल नहीं सकता । 


प्रलय के दिलों में 

जल की ही नही, 

अग्नि की वर्षा भी 

तेरे ऊपर हुई कई बार ! 

फिर भी, 

तेरी कालिमा में कुछ तो अन्तर आता ? 
और सुन ! 

बाहर से भले ही दिखती है 
काली मेघ-भटाओं से घिरी 
सावन की अमा को निशा-्सी 
बबूस की लकड़ी भी वह 
ब्रस्ति-परीक्षा देतो है 

और 

बार-बार नहीं, एक ही बार में 


७४ | जुकंबादी 


इसीलिए तो 


अपने जीवन को 


सब पाषों से रीता बनाती है। 


रजत-सम झुझ छविवाली 


राख बन लसती है। 
इस पर बीच मे ही कुम्भ ते कहा, 


जा, जा, कहीं भी | 


“अग्नि-परीक्षा के बाद भो 

सब कोयलों में बबूल के कोयले 
काले भो तो होते हैं 

यह क्यों ? बता दो !” 


लो, उत्तर देतो है झारी : 
“अरे मतिमन्द, मदान्ध, सुन ! 
अनुपात से अग्नि का ताप 
कम मिलने से ही 

लकड़ियाँ पुरी न जल कर 
कोयले का रूप ले लेती है, 
अन्यथा 

वह राख में ढलतो ही हैं । 
इस कार्य में 

या तो अग्नि का दोष है 
किया 

लकड़ी में शेष रहे जलांश का 


किन्तु, 

लकड़ी का दोष किचित्‌ भी नहीं, 
इतनी साधारण-सो बात भी 
तुझे क्या शात नहीं ? 


तेरे साथ अधिक बोलना भी 


कुकाड़ी / ३७४ 
दोजों का स्वागत करना है ! 
और 
मुख मोड़ लेतो है झट से 
कुम्म की ओर से ज्ञारो । 


“परे साथ बोलना भी यदि 
पाप है तो "* मत बोलो, 
मुझे देखने से यदि 
ताप हो तो"*'मत देखो, 
परम्तु 
अपनी बुद्धि से पाप के विषय में 
जो कुछ सिर्भय लिया है तुमने 
बह विपरीत है 
बस, यही बताना चाहता हूँ । 
कम-से-कम इसे सुन तो लो ! 
न्ढ फिर तोलो 7? 

और 
कुम्भ का सुनाता प्रारम्भ हुआ : 
स्व को स्व के रूप में 
'पर' को पर के रूप में 
जानना ही सही ज्ञान है, 
और 

'स्व' में रमण करना 

सही ज्ञान का 'फल'। 
विषयों का रसिक 
भोगों-उपभोगों का दास, 
इन्द्रियों का बाकर 
और'*“'और क्या? 
तन और मल का गुलाम ही 
पर-पदार्थों का स्वासी बनना अइता है, 


३१७६ / शुकगफो 
यही पाप है'** 


सब पापों का बाप ! 
अरो झारो ! 
जरा अपनी ओर भी देख 
तेरो वृत्ति-प्रबुत्ति केसी है? 
तुझमें दूध भरने से 
धवला हो उठती है, 
तेरी पारदशिता तब 
पता नहीं कहाँ चली जाती ? 
घृत भरने से 
तू पोलो हो लेतो 
और 
इक्षु-रस के योग से 
हरो-भरी हो लसतो है 
मरकत मणि की छवि ले ! 
निरे-निरे योग में 
हाव-भाव रग-राग 
पल में पलट लेती है तू, 
वासना से भरी अप्स रा-सी, 
विक्रिया के बल पर 
क्रिया-प्र तिक्रिया कर लेती है । 


इतना हो नहीं, 
तेरे निकट पड़े हुए पदार्थ 


जो 

काले हों या पोसे 

हरे हों या लाल-गुलाब 

उनके गुण -धर्मों को 

आत्मसात्‌ कर खेती है; 

तेरी भोगाभिलाथा सीमा पर है 


हि अूकसाही / ३७७, 
जात-पात को भी, हा कण, 


जात लगा दी तूने ! 

लाज-लिहाज वाली 

कोई वस्तु ही गहीं तेरे लिए ! 

इसे तू समता नहीं कह सकती 

न ही असीम क्षमता ! 
दूसरों से प्रभावित होना 
और 
दूसरों को प्र भावित करना, 
इन दोनों के ऊपर 
समता को छाया तक नही पढ़ती । 
तेरे रग-रग में 
राग भरा है निरा। 
भले ही बाहर से दिखती है 
स्फटिक-मणि की रची 
उमिल उजली-तरली-सी 


अरो, मायाविनी झारो ! 
कब तक छपा सकतो है राज को ? 


अब बकवाद मत कर 
बक ने सबक लिया है 
तेरी इस प्रकृति से ही ! 
अब अपनी प्रकृति का परिचय क्‍या दूं ? 
जो कुछ है खुला है 
यूँ कुम्म ने कहा । 
“यहू घट घूंघट से परिचित हुआ भी कब ? 
बाच्छादन के नाम से 
इस पर आकाश भर तना है 
जशावनयचाव, सब कुछ 
इसो की छाँव में है । 


६७८ / सकभाटी 


पास यदि पाप हो तो “छपोर्ऊँ, 
पाने का साधन जुटाऊं, 

औरों की स्वतन्त्रता वह 

यहाँ जा लुटतो नहीं कभी, 

न ही किसी से' अपनी भिंटती है। 


किसी रंग-रोगन का मुझ पर प्रभाव नहीं, 
सदा-सर्वथा एक-सी दशा है मेरी 

इसी का नाम तो समता है 

इसी समता की सिद्धि के लिए 

ऋषि महृषि सम्त-साधु-जन 

माटी को शरण लेते हैं, 

यानी 

भू-शयन की साधना करते हैं 

और 


समता की सख्ि, मुक्ति वह 


सुरों-असुरों-जलच रों 


और नभद्चरों को नहीं, 
समता-सेवो भूचरों को वरती है । 
अरी झारी, समझी बात ! 

मांदी को बावली समझ्े बेठी तू 
पाप की पुतली कहीं की ।” 


और 


कुम्भ ड्बता है मौन में *' 


छा 


पाप की पुतली के रूप में 
झारी को मिला सम्बोधन, 
जिले सुनकर 


और इधर 


मुकलाही / २७६ 


धारो में भरा अनाई का रस वह 

और खाल हो उठा । 

अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख 
क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं ? 
माघार का हिलना ही 

आधेय का हिलना है। 

और 


उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि, 
“सेठ की शालीनता फी मात्रा, 

श्रमण की श्रमणता 

समता-सुलीनता की छवि 

कितनी है, किस कारण है-. 

यह सब ज्ञात है हमें । 

पानो कितना गहरा है 

तट-स्पर्श से भी जाना जा सकता है।” 


सीसम के ह्यामल आसन पर 
चाँदी की चमकती तदसतरो में 
पडा-पड़ा केसरिया हलवा- - 


जिस हलवे में 


एक चम्मच शोीर्षासन के मिथ 

अपनी निरुपयोगिता पर 

लज्जित मुख को कृपा रहा है, 

अनार का समर्थन करता हुआ कहता है 


कि 
“श्रमण की सही मीमांसा की तमने 
और 
सन्त से उपेक्षित होने के कारण 
घृत को अधिकता के सिष 


' डबड़बाती आँखों से रोला-सा । 


'औै८० / मुक्तमाही 


सन्‍्त की शरण लेले को आशा से 

घृत की सुबास आती है 

सम्त की नासा तक । 

और ज्यों ही, 
नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि 
विरेचक-विधि की लात खा कर 
भागती-भागती आ 

घस से कहती है, कि 

सन्‍त की शरण, बिना आसिका है 
भोतर-विभीषिका पलती है वहां, 

यह नासिका विनाशिका है सुख को 
बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ 
अब्र मुझे वहाँ मत भेजो ! 


लो, इधर फिर से 

केसर ने भो अपना सर हिलाते हुए 
आश्चये प्रकट किया, कि 

अशरण को शरण देना तो दूर, 


उसे 

मुस्कान-पलो दृष्टि तक नही मिली । 
जिनके सर के 
केश रहे कहाँ काले, 
श्रमण भेष धारे 


वर्षों - युगों ब्यतीत हुए 

पर, श्रामण्य का अभाव-सा लगता है 
सर होते हुए भी बिसर चुके हैं 
अपने भाव-धर्स । 

वह सर-दार का जीवन 

असर-दार कहाँ रहा ? 

अब सरलता का आसार भी नहीं, 
तन में, मन में, चेतन से । 


मूश्मस्‍टी / १८१ 


अवसर सरक चुका है 
अतोल के असोम वन में । 
मानता हूं, 
कि सदा-सदा से 
ज्ञान ज्ञात में ही रहता, 
शेय जैंय में हो, 
तथापि 
ज्ञान का जानना ही नहीं 
शेयाकार होना भी स्वभाव है, 
तो***इस ओर देखने में 
हानि क्‍या थी? 

लगता है शैयों से भय लगता हो 

तनामधारी सन्त के ज्ञान को, 

ऐसी स्थिति में निश्चित हो 

स्वभाव समता से विमुथ्च हुआ जीवन 

अमरत्व की ओर नहीं 

समरत्व की ओर, 

मरण की ओर, लुढ़क रहा है। 

और सुनो ! 

उच्च स्वर में केसर ने कहा : 

जीवन का, न यापन ही 


नयापन है 
और 
नैयापन ! 
छा 
हस भाँति, 
कुम्भ ओर अन्य पात्ों के बीच 


वाद-बविवाद होता गा, 


इंध२ / भृषनारी 
संवाद को बात योण हुई 
क्रम-क्रम से 
प्रायः सब पात्रों ने 
माटो के पात्र को 
उपहास का पात्र हो बनाया, 
उसे मूल्यहीन समझा । 
शभ्राय: अहुमत का परिणास 
यहो वो होता है, 
पाज भी अपात्र की कोटि में आता है 
फिर, 
अपाज्र को पूजा में पाप नहीं लगता। 
दुर्जेन-ब्यसनी की भाँति 
भाँति-भाँति के ब्यंजनों में 
श्रमण की समता को 
अभिनय के रूप में ही देखा 
और 
खुल कर 
सेठ और श्रमण की अविनय की । 


अब तक इधर * 
परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है, 
आज का अनुभव तो अनुभव है 
ने ही अभाव का 

न भव का 

यथार्थ में, बस 

भोजन का प्रयोजन विदित हुआ, 
साधु बन कर 

स्वाद से हटकर 

साध्य की पूजा में डूबने से 
योजनों दूर वाली मुक्ति भी बहु 


भरछाटो / ३८३ 


साधक को ओर दोड़ती-सो लगतो है 
सरोज की ओर रवि किरणावली-सो । 


कुछेक दिन तक 

बोच-बोच में रक-हक कर 

बिजलो की कौंघ-सो 

जलित-विचलित हो 

शान्त होतो यई बाहर से 

बाद-विवाद को स्थिति, इन पात्रों को । 
भोतरो बात दूसरो है 

अवा को ऊष्मा-सी 

वह तो बनो हो रहतो 

प्राय: तन-धारकों में, सब में । 


एक पक्ष का संकल्प जो था 
सो सम्पन्त हुआ सानन्‍द, 
और 
कृष्ण-पक्ष का आगमन हुआ । 
देनिक कार्यक्रमों से निवत्त हो 
निद्रा को गोद में सो रहा पूरा परिवार, 
परन्तु 
बार-बार करवरटें ले रहा सेठ, 
न्तिद्रा को कृंषा उस पर नहीं हुई, 
और 
निशा कट नहीं रही है, 
बहुत लम्बी लग रही वह । 
सेठ का तन आमूल-चूल 
तवा-सम तप रहा है 
लगभग जलांश जल चुका है 
तभी "ली 
सुक-रुक कर 
रुदन होने पर भी है 


रे८्ड / गुकमाही 

उसकी आयत भाँखों में 

आँसुओं का आना रुक गया है 

और 

अन्दर का आते अन्दर हो 

अवरुद्ध हो घुट रहा है | 

बार-बार पलकों को टिमकार से 

माँखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है 

मन्द-मन्द पवन-चालन से 

प्रथम तो 

अग्नि सुलगती है, 

फिर, प्रबल प्रदोप्त होती ही है । 
यद्यपि इस बात का प्रबन्ध है कि 
सेठ जो के शयन-कक्ष में 
खिड़कियों से हो-होकर 
मन्द-शीतलशोल 
पवन प्रवेश पाता है प्रतिषल 
परन्ु, 
सेठ के मुख से निकलती हुई 
उष्णिल दवासों की लपटों से 
पूरा माहौल धगध्चगाहट में 
बदल जाता है। 


कृपा-पालित कपाल से 
पलायित-सी हुई कृपा 

और 

लाल-लोहित कपाल बना सेठ का, 
जिस पर बेठने को 

मचलता हुआ एक मच्छर 

जो रुघिर-जीवी है, 

घबरा रहा है, बेठ नहीं रहा । 


'. चुछमाही / ३०५ 


कारण, जब 
कपाल तक 
मच्छर की प्यास दुगुनी हो उठी, 
अंग पूरा तप गया, 
कण्ठ पूरा सूख मया, 
पंच दोनों शिथिल हुए, 
और 
उत्कण्ठा कहीं उड़ गई ! 
और मण्छर वह 

ता के मिथ 

कहता हुआ उड़ गया, कि 


“अरे, घतिकों का धर्म दमदार होता है, 


उनकी कुपा कृपणता पर होती है, 
उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं, 
काकतालोय-न्याय से 
कुछ मिल भी जाय 
वह मिलन लवण-मिश्रित होता है 
पल में प्यास दुगुती हो उठती है। 
सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में 
उनकी पाद-पूृजन की, 
फिर 
स्वर लहूरी के साथ 


गुणानुवाद - कोर्तन किया 

उनके कर्णे-द्वार पर । 

फिर भी मेरो दुर्देशा यह हुई !” 
अपने मित्र मच्छर से 
सेठ की निन्‍दा हे कर 
दक्षिणा के रूप 


रकत-बंद का प्यासा 
] 


ऐप६ / भुछवारटी 


सेठ की अदक्षिणा लगाता 
मत्कूण कहता है, कि-- 
“क्या कहें है सखे ! 
सही समय पर 
सही दिशा दी तुपने 
दम्भी लोभी-कृपण की 
परिभाषा दी तुमने, 
कब से चली आती 
कब तक चली जाती 
यह 
आन्ति-निश्चा मिटा दो तुमने, 
मानव के सिया 
इतर प्राणि-गण 
अपने जीवन-काल में 
परिग्रह का संग्रह करते भी कब ? 
इस बात को मैं भी मानता हूँ कि 
जीवनोपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं, 
गृह-गृहणी घृत-घटादिक 
उनका ग्रहण होता ही है 
इसोलिए सस्तों ने 
पाणिग्रहण संस्कार को 
धाभिक संस्कृति का 
संरक्षक एवं उन्‍नायक माना है। 
परन्तु खेद है कि 
लोभी पापी मानव 
पाणिग्रहण को भी 


प्राण-प्रहण का रूप देते है । 
प्राय: अनुखित रूप से 
सेवकों से सेवा लेते 


-मुकणाही / ३८७ 
और 
बेतन का वितरण भी अनुचित ही । 
ये अपने को बताते हु 
मनु की सन्‍्तान ! 
महामना मालव ! 
देने का नाम सुनते ही 
इनके उदार हाथों में 
पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं, 
फिर भी, एकाथ बुंद के रूप में 
जो कुछ दिया जाता 
या बैना पड़ता 
वह दुर्भावना के साथ ही । 


जिसे पाने वाले पत्रा न पाते सही 

अन्यथा 

हमारा रुधिर लाल होकर भी 

इतना दुर्मेन्ध क्‍यों ?” 

और रुष्ट हुए बिना मत्कुण वह 

दक्षिणा की जाशा से विरत हो 

प्रदक्षिणा-कार्य तज कर 

सेठ से कहता है, कि 

“सूखा प्रलोभन मत दिया करो 

स्वाश्रित जीवन जिया करो, 

कपटता की पटुता को 

जलांजलि दो ! 

गुदता की जनिका लघुता को 

श्रद्धांजलि दो ! 

शालोनता की विशालता में कट, 
आकाश समा जाय ४ थे 
और 


इधधद / मकफभत्टी 


जीवन उद्ारता का उदाहरण बने ! 
अकारण ही-- | 
पर के दुःख का सदा हरण हो ! 
अस्त में अपना मंतथ्य 
और रखता है मत्कुण : 
“मैं कण हुँ, मन नहीं, 
मैं घन नहीं हूँ, अतः 
किसी के मरण का कारण 
रण नहीं हूँ । 
मैं ऋणी नहीं हूँ किसी का 
बली भी नहीं हैँ, 
न ही किसी के बल पर 
जी रहा हूं था जोना चाहता हूँ ! 
मै बस हूँ ड्डड 
ऐसा ही रहना चाहता हूँ । 
मेरे पास न कोई मन्त्र है, न यन्त्र 
न ही कोई षड्यन्त् । 
मेरा समग्र जीवन नियन्त्रित है । 
मैं छली नही हैं, 
किसी के छिद्र देखता नहीं 
छिद्र में रहता अवहय !” 


और 
छोटे से छिद्र में जा 
प्रविष्ट होता है मत्कण । 
मल्कण के माध्यस्थ मुख से 
मौलिक वन सुनकर 
सेठ का मन मुदित हो उठा, 


और 
प्रशिक्षित भी ! 


अुकम्ादों / ३८६ 


है 


निशा का बिल रना 

मौर 

ऊबा का | निश्वरता 

अति मन्द गति से हुआ । 
प्रतीक्षा की बढ़िया, _ 
बहुत लम्बों हुआ करती हैं जा ! 
और यह भी 

दुःख भरी वेला में. 

तब कहना ही कया ! 


सुख्ध का काल 
अकल सागरोपम भी 
सरपट भागता है अनन्य गति श्रे, 
पता नहीं चलता कमर 
किस विध और कहाँ 
चला जाता वह ? 

प्रभातकाल की बात है * 

एक-से-एक अनुभवी 

चिकित्सा-विद्या-विशारद 

विश्वविश्यात वैद्य 

सेठ की चिकित्सा हेतु आगत हैं, 

जिनमें 

ऐसे भी मेश्लावी हैं 

जो 


रोगी के मुख-दर्शन मात्र से 

रोग का सही निदान कर सेते हैं; 
कुछ तो 

रोगी को रसना का रंग-रूप 
जझख कर ही, 

कुछ नाड़ी को फड़कल से 


शै॥० [ शुकमारों 

और ह 
_सख-दुग-लालिसा को तर-तमता से , 
' रोग को पहचान पाते हैं । 

एक वेद्य ऐसा भी आया है 


जिसने अपने जीवन में 
परस-पुण्य का पाक पाकर 


सुदीर्घ-साधना-साधित 
अनन्य-दुलंभ स्वर-बोध में 
सफलता पाई है; 
मन्त्र-तन्त्रवेत्ता, 
अरिष्ट-शास्त्र का 
वरिष्ट ज्ञाता भी है । 
सब ने अपनी-अपनो विधाओं से 
सेठ का निरोक्षण किया, 
रुक-रुक कर अद्धं-मूच्छित-सी 
दशा हो आती है, 
निद्रा से घिरो-सी 
काया को चेष्टा है 
पर, वचन को ग्रे्टा नही के बराबर ! 
ऋमश: सब ने 
अपने-अपने निर्णय लिये 
सब का अभिमत एक रहा 
कि 
दाह का रोग हुआा है 
गाह् का योग हुआ है, 
एक ही दिशा में 
एक हो गति से 


चाह का भोग हुआ है; 
ओर 


फमपड़ोी / ३२४ 


बिकित्सकों का कहना हुआ-- 
इन्हें इतनी चिन्ता नहीं करनी भाहिए 
थोड़ो-सी ह 
तन की भी जिन्‍्ता होती ऋटिए, 
तन के अनुरूप वेतन अनिवार्य है, 
मन के अनुरूप विधाम भी । 
मात्र दमन की अक़ििया से 

कोई भी किया 

फलवती नहीं होती है, 

केवल चेतन-बैतन की रटन से, 
चिन्तन-मनन से 

कुछ नहीं मिलता ! 


प्रकृति से विपरीत चलना 
साधना की रीत नहीं है । 
बिसा प्रीति, विरति का पलना 
साधना की जीत नहीं, 
भीति बिना प्रीति नही 
इस सूक्ित में 

एक कड़ी और जुड़ जाय, 
तो बहुत अच्छा होगा, कि 
प्रीति बिना रीति नहीं 
ओऔर 

रीति बिना गीत नहीं 
अपनी जीत का-- 

साधित शाश्वत सत्य का 4 
यह बात से है कि 

पुरुष होता है भोक्ढा 

भौर 

भोग्या हीती प्रकृति । 


३१५ / भुंकमाड़ी - 


जब भोकता रस का स्वाद लेता है, 

लाड्प्यार से 

झार का सिचन कर 

रस को और सरस बनाती है 

रसना के मिथ प्रकृति भी । 

लोला-प्रेमी द्रष्टा-पुरष 

अपनी भाँखों को जब 

पूरी तरह विस्फारित कर 

दृहय का चाव से दर्शन करता है 

तब, क्‍या ? 

प्रमत्त-विरता प्रकृति सो * 

पलकों के बहाने 

आँखों की बाघाओं को दूर करती 

पल-पल सहुलाती-सी** ! 

पुरुष योगी होने पर भी 

प्रकृति होती सहयोगिनी उसको, 

साधना की शिखा तक 

साथ देती रहती वह, 

श्रमी आश्रयार्थी को 

आश्रय देती हो रहती 

सदोहिता स्वाश्रिता होकर ! 
यह कहना भी अनुपयुकत नहीं है कि 
पुरुष में जो कुछ भी 
ज्ियायें-प्रतिक्रियायें होती हैं, 
चलन - स्फुरण - स्पन्दन, 
उनका सबका अभिव्यक्तिकरण, 
पुरुष के जीबन का ज्ञापन 
प्रकृति पर ही आधारित है। 
प्रकृति यानी नारी 


शुकमपही / ३६१३ 


नाड़ी के विलय में 
पुरुष का जीबन ही समाप्त! 

अत में 

यह भी ज्ञातथ्य है कि 

प्रकृति में वासना का वास ना है 

सुरभि यानी 

सुबास का वास अवश्य है । 

विविध विकार की दशा से 

पुरुष बासना का दास हो 

वासना को तुप्ति-हेतु 

परिक्‍लान्त-पथिक की भाँति 

प्रकृति की छाँव में 

आँखें बन्द कर लेता है, 

और 


यह अनिवा् होता है 
पुरुष के लिए तब'* | 


इमली का सेवन तो दूर रहे 
हमलो का स्मरण भी 

मुख में पानी लाता है 
स्वस्थ के नहीं, 

प्यास से पीड़ित पुरुष के । 
यह तो स्वाभाविक है, 


गाइचर्य की बात तो यह है, कि 
भोक्‍ता के मुख में जा कर भी 
कभी भी 

इमली के मुझ्ष में पानी नहीं आता । 
हाँ, 

रक्‍ता-आसबता-सी लगती है 

पुरुष में प्रकृति" तब ! 


अह४ / भूरुचाको 


यही तो पुरुष का पागलपच है 
“पामर-पन 

जो युगों-युगों से 

विवश हो, 

हुवस के वश होता आया है, 

और 

यहो तो प्रकृति का 

परावन-पने है पारद-फ्त 

जो युगों-युगों से 

परवश हुए बिना, 

स्व-वश हो 

पावस बन बरसतो है, 


और थधुरुष को 
विकृत-वेध जावेश से छुडा कर 
स्ववश होने को विवश करती, 
पथ प्रशस्त करती है। 
पुरुष और प्रकृति 
इन दोनों के खेल का नाम ही 
संसार है, यह कहना 
मूढ़ता है, मोह की महिमा मात्र ! 
खेल खेलने वाला तो पुरुष है 
ओर 
प्रकृति खिलौना मात्र ! 
स्वयं को खिलौना बनाना 
कोई खेल नहीं है, 
विद्येष खिलाड़ी की बात है यह ! 
0) 


पा लिया 
प्रकृति और पुरुष का परिक्षय, 


'सूकलक्दी / ३४४ 
वेद मिला, भेद लुला-- 
प्रकृति का प्रेम पाये बिना 

पुरुष का पुरुषार्थ फलता नहां' 
चिकित्सकों के मुख से निष्कर्ष के रूप में 
हे से सुन स्वीकार लिया यह, 


र 

सविनय निवेदन किया कि 

“सेठ जी को जारोग्य शीघ्न प्राप्त हो, 
रोग का प्रतिकार हो 

ऐसा उपचार करो | 

बताये गये पथ्य का पालन 
शत-प्रतिशत किया जायेगा, 

जो कह्टो जेसा कहो 

सो' वैसा स्वीकार है। 

#ै राशि की चिन्ता ल करें 
मान-सम्मान के साथ 
बहू तो मिलेगी ही, 
पुरुष की सेवा के लिए 
सवा तसपरा मिल्लती जो 
दासी-सोी 
छाया की लखित छवि-सी**! 

बसे 

लिकित्सकों की दृष्टि वह 

राशि की ओर कभो मुड़ती हो नहीं, 
मुड़नो भो नहीं चाहिए, 

मर्यादा में जोती--सुझ्यीला 
कुलीन-कन्या को मति-सी, 

फिर भी 

कलियुग का अवना प्रभाव भी तो हैं 


६९६ / शुकमादी 


जीक्य लक्ष्य को ओर बढ़ नहीं पाता 

यत्रि बढ़ भी जाय 

दृढ़ रह नहीं पाता | 

सून भी रहे 

देख भी तो रहे कि 
सकल-कलाओं का प्रयोजन बता है 
केवल 
अर्थ का आकलन-संकलन । 
आजीविका से, छो “'छी'** 
जीभिका-सो गन्ध आ रही है, 
नासा अभ्यस्त हो चुकी है 
और 
इस विषय में, खेद है-- 
आँखें कुछ कहती नहीं । 


किस शब्द का क्‍या अथ्थ है, 

यह कोई अर्थ नहीं रक्षता अब ! 
कला शब्द स्वयं कह रहा कि 
'क' यानी आत्मा--सुख है 
ला' यानी लाना- देता है 
कोई भी कला हो 
कला मात्र से जीवन में 
सुख-शा न्ति-सम्पन्नता आती है। 
न अर्थ में सुख है 
न अर्थ से सुख !/ 
वेषथिक लोभ-लिप्सा से दूर 
परिवार के मुख से 
कला-विषयक कथन सुन 
चिकित्सक दल सचेत हुआ 
जिसे देख कर परिवार भी 


भुफसाड़ी / २९७ 
प्रासंगिक परिचर्चा में 
पर्याप्त परिवर्तेन लाता है 
और 
कुछ निवेदन करता है कि, 
बीच में हो माटी का कम्भ बोल पड़ा : 
“जहाँ तक पथ्य की बात है 
सो 
सब चिकित्सा-शास्त्रों का 
एक ही मत है, बस-- 


पथ्य का सही पालन हो तो 
ओऔषध की आवश्यकता ही नहीं, 
गौर यदि 

पथ्य का पालन नहीं हो तो भी 
ओऔषध की आवद्यकता नहीं । 


इस पर भी यदि 
ओऔषध की बात पूछते हो, 

है सुन लो ! 
तात्कालिक 
तन-विषयक-रोग ही बया, 
अप प्रेतन-गत रोग भी 


जनन-जरन-मरण रूप है . 
नव-दो या रह हो जाता है पल में, 
श, स, थ - 
ये सीन बीजाक्षर हैं 
इन से ही फूलता-फलता है वह 
' आरोग्य का विशाल-काय वृक्ष | 

इनके उच्चारण के समय 

. पूरी शक्ति लगा कर 


३९४ / कुकालड़ी- 


इवास को भोतर भ्रहण करना है 
ओर 
सासिका से निकालना है. 
ओंका र-ध्वनि के रूप में । 
यह शकार-त्रय ही 
स्वयं अपना परिश्चय दे रहा है कि 
झ' यानी 


कथाय का शमन करने वाला, 
शंकर का चोतक, शंकातीत, 
शाहइवत शाम्ति की शाला **'! 
'स' यानी 
समग्र का साथी 
जिसमें समष्टि समातो, 
संसार का विलोम-रूप 

' सहज सुख का साधन 
समता का अजस्र स्रोत! 


और 

'थ' की लीला मिराली है । 

प के पेट को फाड़ने पर 

'ध' का दर्दोन होता है-- 

'प यानी 

पाप और पुण्य 

जिन का यरिणाम संसार है, 
जिसमें भ्रमित हो पुरुष भटकता है 
इसीलिए जो 

पुण्यापुण्य के पेट को फाडता है 
'घ' होता है कर्मातीत ! 

यह हुआ भीतरी आयाम, 

अब बाहरी"'*भी ''' सुनो ! 


'. भकमाही / इट३ 


भूत की माँ भू है, 

भविष्य की माँ भी भू । 
भाव की माँ भू है, 
प्रभाव की माँ भो भू । 
भवना की मा न है, , 
सम्भावना की माँ भी भू। 
भावनी की माँ भू है, 
भूछर की मां भू है, 

भूचर को माँ भी भू। 

: शरख की माँ भू है, 
भूमिका की माँ भी भू। 
भव को माँ भू है, 
वैभव की माँ भी भू, 
और 


स्वयम्भू की माँ भी भू । 

तीन काल में 

तीन भुवन में 

सब की भूमिका भू । 

भू के सिवा कुछ दिखता नहीं 
भू्भू सू०घ 
यत्र-तत्र-सर्वेत्र' भू । 

'भू सत्तायां कहा है ना 
कोषकारों ने युग के अथ में ! 


और सुनो, 
भू का पना माटी हैं 
तभी तो''* 


यह सूक्ति सुनमृना रही है : 
माटी, पानी और हवा 
सौ रोगों की एक दवा' 


४०% / भुकमादी 

यहू उपचार तो स्वतल्त्र है 

अपव्ययी नहीं, मितथ्ययों हैं । 

इसके प्रयोग से 

किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती 


तन और मन के किसी कोमने में । 
(ए 


छूने को मन मचले 
ऐसी छनी हुई 
कुंकम-मुदु-काली माटी में 
नपा-तुला शीसल जल मिला, 
उसे रौंध-रौंध कर 
एकमैक लोंदा बना, 
एक टोप बना कर 
मूर्चछा के प्रतिकार हेतु 
सर्वे प्रथम, 
सेठ जी के सर पर चढ़ाया गया । 

जल से भरे पात्र में 

गिरा तप्त लौह-पिण्ड वह 

चारों ओर से 

जिस भाँति 

जल को सोख सेता है, 

उसी भाँति टोप भी 

मस्तक में व्याप्त उच्णता को 

प्रति-पल पीने लगा । 

ज्यों-ज्यों उच्णता का अनुपात 

घटता गया 

त्यों-त्पो जागृति का प्रभात 

प्रकटता गया । 


यह लो, 


, भुकसाड़ी / ४०१ 


अधघरों के सूक्ष्म स्पन्दन से 
असुमान झलकने लगा कि 
ओंकार पद के उच्चारण का 


उद्यम उत्साहित 


वैसे, 


तही रहा है। 


त्रिभुवन -जेता त्रिभुवन-पाल 
ओंकार का उपासन 
भीतर-ही-भोतर चल ही रहा है 
जो 


सुदी्षे-साधना का फल है। 


परा-बाक्‌ की परम्परा 

पुरा अश्रुता रही, अपरिबिता 
लौकिक शास्त्रानुसार 

वह योगिगम्पा मानी है, 
मूलोदगमा हो, ऊर्ध्वाचना 
नाभि तक यात्रा होती है उसकी 
पवन-संचालिता जो रही ! 
फिर वही 

नाभि की परिक्रमा करती 
पश्यन्ती के रूप में उभरती है, 
नाभि के कृप में गाती रहती 
तरला-तरंग-छवब्रि-बाली । 

पर, 3 

निरी निरक्षरा होती है, 
साक्षरों की फकड़ में नहीं आती 
विपश्यना की अर्चा सें डूजे 
संयम से सुदूर हैं जो । 


श् मी 


पी 5 


४०२१ / भकणाटी 

फिर बहो पश्यन्ती 

उदार-उर की ओर उठती है 

हिलाती है आ हृदय-कमल को, 

खुली प्रति पाँखुरी से 

मुस्कान-मिले बोल बोलती 

उन्हें सहलातसी है माँ को भाँति ! 

हृदय-मध्य से 

मध्यमा कहलाती है अब । 

और, जाने हम, कि 

पालक नहीं, बालक ही --- 

जो विकारों से अछूता है 

माँ का स्वभाव जान सकता है। 

फिर वही मध्यमा अब, 

अन्तर्जेगत्‌ से वहिजंगल्‌ की ओर 

यात्रा प्रारम्भ करती है 

पुरुष के अभिप्रायानुरूप ! 

प्रायः पुरुष का अभिशय 

दो प्रकार का मिलता है-- 

पाप और पुण्य के भेद से । 
सत्पुरुषों से मिलने बाला 
वचन-ध्यापार का प्रयोजन 
परहित-सम्पादन है 


और 
पापी-पातकों से मिलने बाला 
यचन-अ्यापार का प्रयोजन 
परहित-पलायन, पीड़ा है । 
तालु-कष्ठ-रसना आदि के योग से 
जब बाहर आती है वही मयमा, 

जो सर्व-साधारण श्र्‌ति का बिवय हो 


वेचवरी कहलाती है। 


मुकनभाहोे | ४०वदे 


स्वादु और साधु के मुख से निकली 

वाणी का नामकरण 

एक हो क्‍यों 

ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए । 

एक-सी लगती है, 

पर एक है नहीं वह । 

यहाँ पात्र के अनुसार 

अथ-भेद ही नहीं 

शब्द-भंद भी है। 
सज्जन-मुख से निकली वाणी 
“वे यानी निशयय से 
'खरी' यानी सच्ची है, 
सुख-सम्पदा की सम्पादिका । 
मेष से छुटी जल की धारा 
इस्तू का आश्रय पाकर 
क्या सिश्री नहीं बनती ? 
और 
दुर्जत-मुख से निकली वाणी 
'बे! यानी निदचय से 
'खलो याती ध॒रर्ता-पापिनी है, 
सारहीना निपदा-प्रदायितो 


वही मेष से छूटी जल-धारा 
नीम की जड़ में जाकर 
क्या कदुता नहीं धरती ? 
यहाँ पर 
ली' के स्थान पर 
'री' का प्रचलन हुआ है 
प्रमाद भा अज्ञान से, 
मूल में तो, 


डक ४ / मुकमाडी 


जी का ही भयोग है. . 
यानी वेखली, ही है । 
इस पर भी यदि 
बेखरी ही पाठ स्वीकृत हो : तो 
इसका अर्थ हम 
भिन्‍ने पद्धति से लेते हैं, कि 
'ख' का अर्थ होता है 
श्म्य, अभाव ! 
इसलिए 
'ख' को छोड कर 
झेष बचे दो अक्षरों को मिलाने पर 
शब्द बनता है 'वेरी' 
दु्जनों की वाणी वह, 
स्व और पर के लिए 
वेरी का ही काम करती है 
अतः उसे 
बै-खली या वे री 
मानना ही समुचित है 

+९ *समस्तु | 

ए 


सहज भाव से 

शुद्ध उच्चारण के साथ 

शुद्ध तत्त्व की स्तुति की, सेठ ने । 
परिवार के साथ वार्ता हुई, 

वैद्यों का भी परिचय मिला ' 
वेदना का अनुभव बंता दिया, 
परन्तु 

अविकस-ज्वयलन के का रण . 


ऑकगादी / ४०४ 


आँखें शुल नहीं पा रहीं जभी, 
प्रकाश को देखने की क्षमता 
जभी उनमें भाई नहीं है । 
रत्नों की कोमल-किरणें तक 
अग्नि की लिनगा री-सी लगती हैं, 
अनखुसी भाँखों को लख कर 
कूम्भ ने पुनः: कहा कि 
“कोई जिन्‍्ता की बात नहीं 
मात्र हृदय-स्थल को छोड़कर 
शरीर के किसी भी अवयव पर 
माटी का प्रयोग किया जा सकता है। 

पक्‍वापकक्‍्थ रुधिर से भरा घाव हो, 

भीतरी चोट हो या बाहरी, 

असहनीय कर्ण -पी डा हो, 

ज्वर से कपाल फट रहा हो, 

नासा की नासूर हो, 

शीत से बहती हो 

या उष्णता से फूटतो हो, 

ओर 


शिरःशूल आधा हो या पूरा 
इन सब अबस्थाओं में 

माटी का प्रयोग साभप्रद होगा । 
यहाँ तक कि 

हसत-पाद की अस्थि दूटी हो 
माटी के योग से जुड़ सकती है 


ह० ९ / सशमाटी 


कहाँ तक कही जाय माटी की महिसा, 
तुखा कहाँ है वह, 
तोलें कैसे ? 
किससे तुलना करें माटी की 
यहाँ पर ? 
तोल-मोल का अर्थ 
द्रव्य से नहीं, 
वरन्‌ 
भाव, ग्रुण-धर्म से है | 
कृम्भ का इतना कहना हो पर्याप्त था कि 
साटी की 
दो-दो तोले की दो-दो गोलियाँ बना 
पूड़ियाँ-सी उन्हें आकर दे कर 
दोनों आँखों पर रखी गईं, 
और 
कछ ही पलों में वेद्यों ने देखे 
सफलता के लक्षण ! 


सो घडी-घड़ी के बाद 
नाभि के निचले भाग पर भी 
रुक-रुक, पलट-पलट कर 


दिन में और राक्रि में 


छह-सात बार, छह-सात बार 
यही प्रयोग चलता रहा, यथाविधि । 


माटी के सफल उपचार से 


' चिकित्सक-दल प्रभावित हो, 


भोजन-पान के विषय में भी 
अपना अभिमत बनाता है 
कुम्भ के अनुरूप, कि 

माटी के पात्र में तपा कर 


जुसमाशी / ४०७ 


दूध को पुरा शीतल बना 

पेय के रूप में देना है रोगी को, 
किया 

उसी पात्र में बनुपात से जामन डाल 
दूध को जमाकर 

मथानी से मश-मथ कर 

पूरा गबनीत निकाल 

निबिकार तक्र का सेवन कराना है। 


मुक्ता-सी उजली-उजली 
मधुर-पाक्रक-साल्बिक 
कर्नाटकी ज्वार का 
रबादार दलिया जो 
अधिक पतला न हो 
तक्र के साथ देना है 
पूर्वाह्न में, 
सन्ध्याफाल टाल कर-- 

क्योंकि 

सन्धि-काल में सूर्य-तत्त्व का 

अवसान देखा जाता है 

और 

सुषुम्ता यानी 


उभय-तस्व का उदय होता है 
जो 


ध्यान-साधना का 

उपयुक्त समय माना गया है । 
योग के काल में भोग का होना 
रोग का कारण हे, 


और 
भोग के काल में रोध का होना 
शोक का काश्ण है। 


हेढथ / मकनोंठी 


फिर कब * इस+-' 

शोक-सिलसिले का अन्त" बह * 

जब ः 

काल-प्रवाह का सुद्र'' खिसकना हो 

तब कहीं* ०० 

अशोक-वृक्ष की ब्यामल छाँव भिले ! 

ह (0 
कछ ही दिनों में कुछ-कुछ नहीं 
सब कुछ अच्छा, अनुच्छा हुआ, 
दाह की स्वच्छन्दता छिन्न-भिन्‍न हुई 
इस सफल प्रयोग से । 
कवि के स्वच्छ-भावो की स्वच्छन्दता-ज्यों 
त्तरह-तरह के छन्‍्दों को देखकर 
अपने में ही सिमट-सिमट कर 


मिट जाती है, आप ! 


शास्त्र कहते हैं, हम पढ़ें 

ओषधियों का सही मूल्य 

रोग का शमन है । 

कोई भी औषधि हो 

हीनाधिक मल्य वाली होती नहीं, 

तथापि 

श्रीमानों, धीमानों की आस्था 

इससे विपरीत रीत वालो हुआ करती है; 
और जो 

बहु-मूल्य औषधियों पर ही टिकी मिलती है । 
सेठ जी इस बात के 

अपवाद है। है * | 


जुकमारी | ४० 
जिकिरंसक-दल का सत्कार किया गया, 


सेवानुख्प पुरस्कृत हुआ यह 
और है 
जहिसा-परक चिकित्सा-पढ़ति 
जीवित रहे चिर, 
बस इसी सदुद्देश से 
हु से भीगी आँख ले 
विभय-अनुनय से नज्जीभूत हो 
स्वयं सेठ ने अपने करों से 
नव अंक याली लम्बी राशि 
दल के करों में दे दी 
और 
दल की प्रसन्नता पर 
अपने को उपकृत माना । 

जाते-जाते सेठजी की ओर मुड़कर 

दल ने कहा कि 

यह सच चमस्कार 

माटी के कुम्भ का ही है 

उसी का सहकार भी, 

हम तो ले सिमिस-मात्र उपया रक*) 

और 

धन्यवाद देते, 


आभार मानते प्रस्थान ! 


(| 


'एक बार और लौट आई है 
घड़ी अपने सम्मुख 
आस्मस्सानि की 

मास-हानि की 


४१० / शुकमाही 


और यूं कहता हुआ 

डूब जाता है उदासी में 
स्वर्ण-कलश विवश हो, 
आत्मा की आस्था से ज्यूत 
निच्कर्मा वनवासी-सम ! 


एक बार और अवसर प्राप्त हुआ है 


इल कलीन कर्णों को 


कुलहीनों की कीति-गाथा 


सुनना है अभी ! 


ओर वह भी 


धन के लोभ से घिरे 
सुधी-जनों के सुख से । 


ओह ! कितनी पीड़ा है यह, 


सही नही जा रहो है 


कानो में कीलें तो ठोक लू ! 


धुंघली-धुंघली-सी दिख रहो है 

सत्य की छवि वह; 

सन्ध्या की लाली भी डबने को है, 

और एक बार दृश्य आया है 

इस पावन आँखों के सम्मुख । 

पतितों को पावन समझ्न, सम्मान के साथ 
उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है । 
और 

पाप को खण्डित करने बालों को 
पाखण्डी-छली कहा जा रहा है। 


ऐसी आशा नहीं थी इस नासा को 


न ही विश्वास था कि 


एक बार और इस ओर 


जूफलादी / ४१! 

दौड़ती आयेगी रूखी लहर, 
मानवता के पतन की दुर्गेन्ध 
और 
नाजुक नथुनों को साफाक कर 

कर देगी '** ! 
इस पर भी, रोब को तोब नहीं मिला 
कुछ और कहता है स्वर्ण-कलश 


चिन्ता से घिरी गम्भीर मुद्रा में 
कि 
“इसे कलिकाल का प्रभाव ही कहना दहोग 
किवा 
अन्धका र-मय भविष्य की आभा, 
जा 
मौलिक वस्तुओं के उपभोग से 
विमुख हो रहा है संसार ! 
और 
लौकिक वस्तुओं के उपभोग में 
प्रमुख हो रहा है, घिक्‍कार ! 
घिलमिल-पझिलमिल करतो 
मणिमय मालायें 
मजुल-मुक्ता की लड़ियाँ, 
झरझुर झरझूर करते 
अनगिन पहलूदार 
उदार ही रक-हार, 
तोले की चोंच को लजाते 
गूँगे-से मूँगे, ' 
तयनाभिरास नीलम के नग-- 
जिन्हें देख कर 


मयूर-कणष्ठ की नीलिग्य नाव उठती है. 


४१२ / जुरूबादी 


केशर विज्वेरते पुअराज, 

पारदर्क्षक स्फटिक, 

अनल-सम लाल होकर भी 

शान्त किरणों के पूंज माणिक' ' 

इत सब से केवल 

शीतलता ही नहीं मिलती हमें 

मधुमेय खास - श्वास - क्षय 

आदि-आदि राज-शोगों का 

उपशमन भी होता है इनसे, 

और, प्रायः जोवन पर 

ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता, 

किस्तु आज ! 

काँच-कचरे को ही सम्मान मिल रहा है । 
स्वर्ण के कुम्भ-कलश थालियाँ 
रजत के लोटे - प्याले - प्यालियाँ, 
जलीय-दोषों के वारक 
ताम्र के घट-घढ़ू हांडियाँ 
बड़ी-बड़ी परात भगोनियाँ* ऐसे 
आदि-आदि मौलिक बतंनों को 
जेच-बेच कर 
जघन्य सदोष बलेंनों को 
मोल ले रहे हैं घनी, धीमान्‌ तक । 
आज बाजार में आदर के साथ 
बात-बात पर इस्पात पर ही 
सब का दृष्टिपात हूँ। 
जेल में भी 
अपराधी के हाथ-पैरों में 
इस्पात को ही 
हथकंडियाँ और बेडियां होती हैं । 


शृकलाशी / ४१३ 


कहाँ तक कहें 

और * इधर 

युवा-युवतियों के हाथों में भी 

इस्पात के ही कड़े मिलते हैं। 

क्या यही विज्ञान है ? 

कया यही विकास है? 

बस 

सोना सो गया अब 

मोहा से लोहा लो'''हा ! 
सुनो ! सुनो ! 
कलि की सहिमा और सुनो ! 
चाँदनी की रात में 
अन्द्रकान्त मणि से झरा 
उज्ज्यल शीतल जल ले डर 
मलयाजल का चन्दन 
बिस-जिस कर 
ललाट-तंल नाभि पर 
किया गया लेप 
वरदान माना है 
दाहु-रोग के उपशमन में । 
यह भी सुना, अनुभव भी है कि 
तात्कालिक ताजे 
शुद्ध-सुगन्धित घुत में 
अनुपात से कपूर मिला-घुला कर 
हलकी-हलकी अंगुलियों से 
मस्तक के मध्य, ब्रह्म-ररप्र पर 
और 

मर्देन-कसा-कुशलों से 


रोगत-आदिक गूसकारी तेल 


४१४ / मुफसादी 

रीढ़ में मलना भरी 

दाह के शमन में रामबाण माना है । 
बुध-सम्मत इन 

उचित-उपचारों को उपेक्षित कर _ 
माटी-कर्द्स का लेप करना 

बुद्धि की अल्पता है ही ! 


भोजन-पान के विधय में भी 

ऐसा हो कुछ घट रहा है-- 
स्वादिष्ट-बलगर्घेक दुग्ध का सेवन, 
ओज-लेज-विधायक घृत का भोजन 
अकाल-मरण-वा रक 

सात्बिक शान्त-भाव-लजक 

दक्षि निमित पक्‍यानन आदि 
बहुविध व्यंजन उपेक्षित हुए हैं, 
उसी का परिणाम हैं कि 

दाह-रोग का प्रचलन हुआ है. 
जिससे सेठ जी भी घिर गये हैं 

और 

सत्व-क्षून्य ज्वार के दलिया के साथ 
सार-मुक्त छाछ का सेवन 

दरिद्रता को मिमन्त्रण देना है। 


एक बात और कहना है कि 

घन का मितव्यय करो, अतिथ्यय नहीं 
अपव्यय हो तो कभी नहीं, 

भूलकर स्वप्न में भी नहीं । 

और 

अपव्यय तो*"“'सर्वोत्तम ! 

यह जो धारणा है 


वस्तु-तत्त्व को छती नहीं, 


मकलाटी / ४१४ 


कारण कि 

यथार्थ दष्टि से 

प्रति यदार्थ में 

उतना ही व्यय होता है 

जितनी आय, 

और | 

उतनी ही आय होती है 

जितना व्यय । 

आय और व्यय 

इन दोनों के बीच 

एक समय का भी अन्तर नहों पडता 

जिससे कि 

सचय के लिए श्रय मिल सके । 
यहाँ पर, 
आय-व्यय की यही व्यवस्था 
अद्यया मानी गई है, 
ऐसी स्थिति में फिर भला 
अतिव्यय और अपव्यय का 
प्रश्न ही कहाँ रहा ? 

क्या हमारे पुरुषार्थ से 


वस्तु-तत््य में परिवर्तन आ सकता है ? 
४३982 कभी नहीं । 

हाँ, 

परिवतेन का भाव आ सकता है 
हमारे कलुषित मन में । 

और, 

यही है संसार की जड़, अहभाव । 
इससे यही कक कि 
सिद्धान्त अपना नहीं हो सकता 
सिद्धास्त को अपना सकते हम ।” 


४१६ / भुकराडी 


अच्त-अन्त में 

बिन झने तैल के कारण 
भभकते दीपक की भाँति 
आवेश में आकर स्वग्े-कलश ने, 
परिवार सहित सेठ को, 
प्रीठ-पीछे वेद्य-दल को 


और 

ईर्च्या-देष-मारसये-मद 

आवेग आदि के आश्रय-भूत 

माटी के कुम्भ को भी 

बहुत कुछ कह सुनाया, 

परन्तु उसका 

इस ओर कुछ भो असर नहीं पढ़ा, . 
सब-कुछ यथावत्‌ पूर्वबत्‌ ही। 


वैसे, 

क्रोध की क्षमता है कितनी ! 

क्षमा के सामने कब तक टिकेगा वह ? 
जिसे सर्प काटता है 

वह मर भी सकता है 

और महीं भी, 

उसे जहर चढ़ भी सकता है 

और नहीं भी, _ 


काटने के बाद सप॑ वह 

मुच्छित अवश्य होता है । 

बस, 

यही दशा स्वर्ण-कलश की हुई, 
उसकी छाया निकट में पडी 
छोटी-छोटी स्वर्थ-रजत की 
कलशियों पर भी पड़ रही है।. 


भुकागाली / ४१७ 
कुछ समय तक शान्त 
मौन का शासन चलता रहा, 
फिर सौम्य-भावजों से भरे 
कम्भ नें स्वयं 
स्वर्ण-कलशी से कहा 
कि, 
“ओरी कलशी ! 
कहाँ दिख रही है तू 
कल*' सी ? 
केवल भाज कर रही है 
कर की नकल-सो ! 
तू रही न कलशी 
कल-सी ! 
कल-कमनीयता कहाँ है वह 
तेरे गालों पर ! 
लगता है अघरों की वह 
मधुरिम सुधा 
कहीं'' ' गई “है निकल-सी ! 
अकल के अभाव में 
पड़ी हैं काया अकेली 
कला-विहीन विकल-सी 
छोटी-सी ले शकल-सी 
ओरी कलशी ! 
कहाँ दिख रही है तू 
कल“ सो ?” 2! 
व] 


स्यंग्यात्मक भाषा कुम्भ के मुख से सुल 
अपने को उपहास का पात्र, 
27 


४३८ / भुकणांटी 
मल्य-होन, उपेक्षित देख 
अदले के भाव-भरा 
भीतर से जलता-धुटता स्वर्ण-कलश ! 


लो, 

परिवार सहित सेठ को 

समाप्त करने का घड़यन्त्र ! 

दिन और समय निश्चित होता है, 
अआातंकवाद को आमन्त्रित करने का । 


यह बात निरदिचत है कि 

मान को टीस पहुँचने से ही, 
आतंकवाद का अवतार होता हैं । 
अति-पोधषण या अतिशोषण का भी 
यही परिणाम होता है, 

तब 

जीवन का लक्ष्य बनता है, शोध नही, 
बदले का भाव : प्रतिशोध ! 

जो कि 

महा-अन्नानता है, दूरदशिता का अभाव 
पर के लिए नहीं, 

अपने लिए भी घासक ! 

इस विषय में गुप-जुप 

मन्त्रणा होती है स्वर्ण-कलश की 

अपने सहचरों-अनुचरों से । 

इस असभ्यता की गन्ध नहीं आतो 

परिवार के किसी सदस्य को, 

सभ्यों की नासिका वह 

भूली रह सरती है, पर 

भूल कर स्वप्न में भी 

दुर्गेन्ध की ओर जाती नहीं । 


सूकणाडी / ४२५ 
गन्धसेवी होने मात्र से 
अमर और मक्षिका 
एक नहीं हो सकते । 
सुरपक्षि से भरे फूलों को छोड 
मल-मत्र-इलेष्म-माँस 
आदि पदार्थों पर 
अमर कभी बेठता नहीं, 
जहाँ पर मक्षिका फेंसकर 
मर जाती है मतिमन्दा । 
8 । 


आज आयेगा आतंकवाद का दल, 
आपत्ति की आँधी ले आधी रात में । 
और इधर, 
स्वर्ण-कलश के सम्मुख 
बड़ी समस्‍या आ खडी हुई, कि 
अपने में हो एक और 
असन्‍न्तुष्ट-दल का निर्माण हुआ है। 
लिये-निर्णय को नकारा है उसने 
अन्याय-असभ्यता कहा है इसे, 
अपने सहयोग-समर्थन को 
स्वाकृति नहीं दी है। 

न्‍्थाय को बेदी पर 

अन्याय का ताण्डव-मृत्य 

मत करो, कहा है । 

उस दल को सचालिका है -- 

स्फटिक को उचचली झारी 


चह्‌ 
प्रभावित है माटो के कुम्भ से ! 


४४० / भुकराटी 


“झीरे-धीरे 

झारी को समझदारी 

बहुतों को समझ में आने लगी है, 

और 

झारी का पक्ष 

सबल होता जा रहा है, अनायास । 
चन्द बमक से उछलती हुईं 
साँदी को कलश-कलशियाँ 
बालाक चालकों से छलो 
बड़ी-छोटो जमचियाँ, 
तामसता से तने हुए 
तमतमाते ताम्र-बतेन, 

_ राजसतता में राजी-रमे 

पर-प्यार से पले 
और भी अम में पड़े 
प्यासे प्याखे-प्यालियाँ** 


ग 
पक्षपात का सपं सूँच गया, 


लगभग सभी भाजन 

स्वजें-पक्ष को ठुकरा कर 

झारो के धरणों में झुकते हैं। 

लो, अब 

झारी कहती है : “हे स्वर्ण -कलश ! 
जो माँ-सत्ता की ओर बढ़ रहा है 
समता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 
उसकी दृष्टि में 

सोने की गिट्टी जौर सिदटी 


गौर है ऐसा ही तस्व | 


जुककारी / ४२१ 


अतः अवसर का लाभ सो 

आग्रह की दृष्टि से मत देखो, 

सान-यान से अब 

नीचे उत्तर ज्राजों तुम ! 

जो वर्धेभान होकर मानातीत हैं 

उनके पदों में प्रथिपात करो 

अपार पाप-सागर से तर जाओ तुम |” 
0 


लो, झारी का प्रभाव कब पड़ना था 
रौद्र-कर्मा, स्वर्ण-कलश पर ! 

सीता की बन्धन-मुक्ति को ले 
अमन्द-मति मन्दोदरी का सम्बोधन 
प्रभावक कहाँ रहा, 

रावण का गारव लाभव कहाँ हुआ ? 
प्रत्युत 

उबसते तेल के कढ़ाव में 

शीतल जल की चार-पाँच बूदें गिरी-सो 
स्वर्ण-कलश की स्थिति हो आई । 
अनियन्त्रित क्षोध्त का भीषण दर्षेन ! 
फिर, 

बड़ी उत्तेजना के साथ 

स्वर्ण-कलश का ग्ेन ! 

“एक को भी नहीं छोड", 

तुम्हारे ऊपर दया की वर्षा 

सम्भव नहीं अब, 

प्रलय-काल का वक्षेन 

तुम्हें करना हैं अभी ।” 

फिर क्या वछला ! 


४२२ / मुख्थाहीं 


निर्धारित समय से पूर्व हो 

अनर्थ घटने को पूरों सम्भावना ! 
लो, इुंघधर*** 
झारी ने भी माटी के 
कुम्भ को संकेत दिया 
शौर हु 


कम्भ ने परिवार को सचेत किया, 
सब कुछ मौन, पर 
गुप-चअप सक्रिय ! 

अडौस-पडोस की निरपराध जनता 

इस चक्रबात के चक्कर में आकर, 

कहीं फेस न जाय, 

इसी सदाशय के साथ 

कुम्भ ने कहा सेठ से कि 

“तुरन्त परिवार सहित 

यहाँ से निकलना है, 

विलम्ब घातक हो सकता है । 


ओर, 
प्रासाद के पिछले पथ से 
पलायित हुआ प्रा परिवार ! 
किसी को भी पता नहीं पडा, 
झारी को भी नहीं, 
बताने जैसी परिस्थिति भी तो नहीं ! 
'विश्वस्त भले ही हुआ हो 
सहाय: परिचित के कानों तक प 
गहरी-बात पुरी-बात 
अभी नहीं पहुँचनी चाहिए! 


और 
सेठ के हाथ में है पथ-प्रदर्शक कुम्भ, 


बुफसादी / ४२३3 


पीछे चल रहा है पाप-भीर परिवार ! 
बीच-बोच में पीछे मुड़ते सब 

पुर-योपुर पार कर गये, 

फिर लीन हो गये, घनी वनी में बा ! 


उसुंग-तम गगेम चूमते 
तरह-तरह के तख्वर 
छत्ता ताने खड़े हैं, 
श्रम-हारिणी घरती है 
हरी-भरी लसती है 
घरती पर छाया ने दरी बिछाई है । 
फूलों-फलों पन्नों से लदे 
लघु-ग्रुरु ग्रुल्म-गुल्छ 
श्रान्त-इलथ पथिकों को 
मुस्कान-दान करते-से । 
आपाद-कण्ठ पादपों से लिपटी 
ललित-लतिकायें बह 
४ हैं आगतों को बुलाती-लुभाती-सी , 
और 
अविरल चलते पथिकों को 
विश्वाम लेने को कह रही हैं । 
सो''पूरा परियार अभय का एवास लेता 
जन्तु-छून्‍्य प्रासुक धरती पर 
बैठ जाता कुछ समय के लिए । 
स्वेद्र से खब-पथ्ष हुआ 
परिवार का तन, 
खेद से हुताहत हुआ 
परिदादर का संत, 
एक साथ शान्ति का वेदन करते 
शीतल पवन के प्रस-पा कर । 


४२४ / भुकूमाही 

युगों से वंश-पंरम्परा से 

वंशीधर के अधरों का 

प्यार-पीयूष मिला जिसे 

वह बाँस-पंक्ति 

माँसल बॉह-बाली 

मंगल-का रक, अमंगल-वा रक 

तोरण-द्वार का अनुकरण करती 

कुम्भ के पदों में प्रणिपात करती है 

स्वयं को घन्य-तमा मानती है। 

और 

दुग-बिन्दुओं के मिष 

हंस-परमहुंसों-सी भूरि-शुआा 

वंश-मुक्ता की वर्षा करती है । 
इसी बोच, इधर'**' 
माँसाहारी सिंह से सताया 
अभय की गवेबणा करता हुआ 
भयभीत हाथियों का एक दल 


यकायक 
अपनी ओर आता हुआ देख 


परिवार ने कहा यूँ : 
'डरो मत, आओ भाई, ' 


और 
प्रेम-भरी आँखों से बुलाया उसे। 


बाहू, वाह ! फिर क्‍या कहना | 
परिवार के पदों में दल ने 

अपूर्व शास्ति का श्वास लिया, 

माँ के अन्य अंक में 

निःशंकता का संवेदन करते शिक्षु-सा । 
फिर, 


अकनाओ / ४२५ 


बाँस का उपहास करता हुआ, 
वंश-मुक्ता को लाँधता हुआ, 
बहुमूल्य मुक्ता-राशि चढ़ाता है, 
विनीत भाव से 

कुम्भ के सम्मुख ! 

इसी कारण शायद 

यह मुक्ला ख्यात है, 

गज-मुक्ता के नाम से । 


मौन के मदु-माहौल में 

परस्पर एक-दूसरे की ओर निहारते, 
कछ पल फिसलते, कि 

गज-मुक्ता वंश-मुक्ता में 

और 


वंश-मुक्ता गज-मुक्ता में 

बहुत दूर तक 

अपनी-अपनी आभा पहुंचाती हैं, 
जिर-बिछड़ी आरत्मीयता 

परखी जा रही है हस समय । 


भेष-विद्यायिनी 


प्रतिभा वह 

बित रसना-सी रह गई, 

स्व और पर का खेद 

मर-सा गया है 

स्व और पर का भेद 

अचरमरा-सा गया है, 

सब कुछ निःशेष हो गया 

शेष रही बस, 

आभा-अधभा''जाभा''* 
अं 47 


४२६ / मुसचाढी 


जब अम टला 
सब श्रम टला 
तन स्वस्थ हुआ 
मन मस्त हुआ ! 


अभी चलना है अग्निम पथ्े भी 
सो * परिवार उठ चल पड़ा कि 
पीछे से गरजती हुईं आई 

एक ध्वनि--जों 

जन-दल मुख से निकली, 

कानों को बहरा करतो 
हिसोपजीविका आक्रामिका है। 
“अरे कासरो, ठहूरो ! 

कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे ? 
काया का राग छोड़ दो अब । 
अरे पातको, ठहरो ! 

पाप का फल पाना है तुम्हें 

धर्म का चोसा पहन कर 

अधर्म का धन छपाने वालो ! 
सही-सही बताओ, 

कितना धन लूटा तुमने 

कितने जीवन टूटे तुमसे ! 

मन में वह सब स्मरण करो 

क्षण में अब तुम मरण वरो !” 
और न्न 

परिवार ने मुड़कर देखा ' “तो 
दिखा आतंकवाद का दल 
हाथियों को भी हुताहत करने का बल ! 
जिनके हूथों में हथियार हैं, 
बार-बार आकाश्ष में वार कर रहे हैं, 
जिससे ज्वाला बह 

बिजली को कौंघ-सी उठती, और 


माना / ४२७ 


आँखें मुद जाती साधारण जनता की इधर। 
जो बार-बार होठों को जया रहे हैं, 
ऋोधाबिष्ट हो रहे हैं, 
परिणामस्वरूष, होठों से 

सहू टपक रहा है 

जिनका तल गठोल्ा है 

जिनका मन हुठीला है 

जिनने 

घोती की निचली छोरों को 
ऊपर उठा कर 

कसकर कटि में लपेटा है, 

केस री की कटि-्सो 

जिनकी कि नहीं-सी है, 

कदली तरु-सी जिनकी जंघायें-- 
जिनका सांस 

अट्टहास कर रहा है । 

यहो कारण है कि 

जिनके घुटने दूर से दिखते नहीं, 
निगृढ़ में जा चुंस रहे हैं । 
मस्तक के बाल 

सधन, कूटिल और कृष्ण हैं 

जो स्कन्धों तक आ लटक रहे हैं 
कराल-काले व्याल से लगते हैं । 
जिनका विशाल वक्षस्थल है, 
जिनकी पुष्ट पिंडरियों में 

नस का जाल उभरा है 

झरा में बट की जड़ें-सी 

जिसकी अआकूल आँखें, 

सुरयेकान्स अपि-सी 

अग्मि को उगल रही हैं। 


४२८ | शंकमरटी 


जिनके ललाट-तल पर 

कंकम का भिकोणी तिलक लगा है, 
लगता है महादेव का तीसरा नेत्र ही 
खुस-कर देख रहा है । 

राष्ट्र की राह पर असनेवाला है दल 
आमूल-चूल काखी काया से । 

क्र र-काल को भी कपकंपी छूटती है 
जिन्हें 

एक झलक लखने मात्र से ! 
काटियावाड़ के युवा धोड़ों को पूछ-सी 
ऊपर की और उठी 

मानातिरेक से तनी 

जिनकी काली-काली मूह हैं । 

जिनके गठीसले संपुष्ट-- 

बाजूओं को देखकर 

प्रतापशाली भानु का बल भी 
बावसा बनता है। 

जिन बाजुबं में 

काले-धागों से कसे 

निस्‍्व-फल बंधे हे, 

अन्त-अस्त में यूँ कहूँ कि 

जिनके अंग-अंग के अन्दर 

दया का अभाव ही भरा है। 

मुख हृदय का अनुकरण करता है ना ! 


प्रायः संपुष्ट शरोर 
दया के दमन से ही बनते टै, 
तभी तो सन्तों को ये पं क्तियाँ कहती हैं : 
“औरे देहिन ! 
द्यू ति-दीप्त-संपुष्ट देह 


सकबत्ली / ४२३ 


जीवन का ध्येय नहीं है, 

देह-नेह करने से ही 

आज तक तुझे 

विदेह-पद उपलब्ध नहीं हुआ । 

दयाड्ीन दुष्टों का 

दरयास्तीन शिष्टों पर 

आक्रमण होता देख--- 

तरवारों का वार दुर्वार है 

इस वार से परिवार को बचाना भी 

अनिवाये है, आयों का आद्य कार्ये -- 

यूँ सोचता हुआ गज-दल 

परिवार को बीच में करता हुआ 

चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ। 
व 


गजगण की गजंना से 
गगनांगन गूंज उठा, 

घरली की घृत्ति हिल उठी, 
पर्वेत-अश्र णी परिसर को भी 
परिश्रम का अनुभव हुआ, 
निःसंग उड़नेवाले पंछी 
दिग्भ्रमित भयातुर हो, 
दूसरों के धोंसलों में जा घुसे, 
जअजगरों की गाढ़ निद्रा 
झट-सी टूट गई, 

' जाप्रतों को उबर चढ़ गया, 
मृग-समाज मार्स भूलकर 
मुगराज के सस्मुख जा रुका, 
बढ़ी बड़ी बांबियाँ तो ** 


ड३० ,| जूकभाटी 
द् धल बनकर 
भू-पर मिर पढ़ी, 


ऋर विवश्षर विथ उगलते 
फ्त्कार करते बाहुर निकलते 
जिन की आँखों में रोष 
ताण्डबनुत्य कर रहा हैं, 

फण ऊपर उठा-उठा 

पूँछ के बल खड़े हो 

निहार रहे हैं बाघक तत्त्व को ! 


तत्काल विदित हुआ विषधरों को 
विप्लव का मूल कारण । 
परिवार निर्दोष पाया गया 


जो 

इध्ट के स्थरण में लगा हुआ है, 
गजदल सरोष पाया गया 

जो 

शिथ्ट के रक्षण में लगा हुआ है, 
और 

अवशिष्ट दल पारिवोध्य-न्याय से 


सदोष पाया गया 

जो 

सब के भक्षण में लगा हुआ है । 
फिर क्या पूछता ! 
प्रधान सर्प ने कहा सब से कि 
“किसी को काटया नहीं, 
किसी का आजाश्त नहीं करना 
मात्र शञ्र्‌ को शह देना है। 
उहण्डता दूर करने हेतु 
दष्ड्-संहिता होती है 


घकताटी / डइ१ 


मानों, 
दच्हों में अम्तिम दण्ड 
प्राणदण्ड होता है। 
प्राणदण्ड से 
औरों को तो शिक्षा मिलती है, 
परन्तु 

जिसे दण्ड दिया जा रहा है 

उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त । 

दण्डसंहिता इसको माने या न माने, 

कर अपराधी को 

ऋ्र रता से दण्डित करना भी 

एक अपराध है, 

याय-मार्ग से स्खलित होना है!” 

ग कि 

अब 


चारों ओर से घिर गया आतंकवाद । 
जहाँ देखो वहाँ सर्वत्र 
अनगिन नाग-नागित-- 

कहीं पाताल से नागेन्द्र ही 
परिवार सहित आया हो भू-पर 
पतित पददलितों का पक्ष लेने । 
यह प्रथम घटना है कि 
आतंकवाद हो 

स्वयं आतंकित हुआ, 

पीछे हटने की स्थिति मे है बह, 
काला तो पहले से ही था वह 
काल को सम्मुख देख कर 
और काला हुआ उसका सुख ! 


४३२ / मकमाड़ी 
आतंकवाद का बल 
झर्े:-शनैः मिष्किय होता जा रहा है। 
दल-दल में फेसा 
बलशाली ग्रज-सम ! 
धरती को चीरती जाती 
ढलान में लुड़कती नदी 
पर्वत से कब बोलती है? 


बस 
यही स्थिति है आतंक बाद की 
और 


घनी-वनी जा छुप गया वह । 


“संहार की बात मत करो, 

संघर्ष करते जाओ ! 

हार की बात मत करो, 

उत्कर्ष करते जाओ ! 

ओर “*'सुनो ! 

घातक-घायल डाल पर 

रसाल-फल लगता नहीं, 

लग भी जाय 

पकता नहीं, 

और 

काल पाकर 

पक भी जाय तो*** 

भोकक्‍ता को स्वाद नहीं आयेगा 
उस रसाल का ! 

विक्ृत-परिसर जो रहा !” 

यूँ कहता हुआ, सर्प-समाज में से 

एक युगल नाग और नागिन, 

हमें नाग और नाग्रिस 

ना गिन, है वरभागिन्‌ ! 


सुरप्ताडी / ४३३ 


युगों-युगों का इतिहास 

इस बात का साक्षी है कि 

इस वंश-परम्परा ने 

आज तक किसी कारणवश 
किसी जीवन पर भी 

पद नहीं रखा, कूचला नहीं''* 
अपद जो रहे हम ! 

यही कारण है कि सन्‍्तों ते 
बहुत सोच-समझ कर 

हमारा सार्थक नामकरण किया है 
उरग!। 

हाँ |! हाँ ! 

हम पर कोई पद रखते 

हमें छेड़ते ** तो *** 

हम छोड़ते नहीं उन्हे । 

जबन्य स्वार्थसिद्धि के लिए 
किसी को पद-दलित नहीं किया हमने, 
प्रत्युत, जो 

पद-दलित हुए हैं 

किसी भाँति, 

उर से सरकते-स रकते 

उन तक पहुँच कर 

उन्हें उर से चिपकाया है, 

प्रेम से उन्हें पुनचकारा है, 
उनके घावों को सहलाया है। 


मपनी ममता-मृदुता से 
कण-कण की कथा सनी है, 
अणु-अणु की व्यथा हनी है । 


श्द 


४३४ / शरूमाठी 


काँटों को भी नहीं काटा हमने 
काँटों को भी मृदु आलिगन दिये हैं, 
क्योंकि वह शोषित हैं । 

डाल-डाल में भरे 

रस-पराग को चूसा फूल ने 

यश को भ्ली लूटा फूल ने 

फल यह निकला कि 

सूख-सूख कर शेष सब 


काँटे जो रह गये ! 

एक बात और कहनी है हमें 
कि 

पदवाले ही पदोपलब्धि हेतु 
पर को पद-दलित करते हैं, 
पाप-पाखण्ड क रते हैं । 
प्रभु से प्रार्थना है कि 
अपद ही बने रहें हम ! 
जितने भी पद हैं 
बह विपदाओं के आस्पद हैं, 
पद-लिप्सा का विषधर वह 
भविष्य में भी हमें न सूंघ 
बस यही भावना है, विभो !” 

अपदों के मुख से 

पदों की, पदवालों की 

परिणति-पद्धति सुन कर 

परिवार स्तम्भित हुआ । 

चतुष्पदी गज-यूथ भी 

स्पन्दन-शुन्य हुआ यन्त्रवस, 

ओर 


सब के पद हिम-सम जम गये । 


मुकताडी / ४३४५ 


सपरिवार गज-समाज को 

उदासी में डूबा देख 

आपे में आ सर्पों ने कहा : 

“क्षमा करें ! क्षमा करें ! 

क्षमा चाहते हम ! 
वैसे, 
दो टूक बोलते नहीं हम 
भूल-चूक की बात निराली है, 
पूरा आशय प्रकट नहीं हो सका । 
छोष सुन लो, सुनाते हम 
टूटे-फूटे शब्दों में कि 
जितने भी पद-वाले होते हैं 


और जों 
प्रजापाल आदिक 


प्रामाणिक पदों पर आसीन कराये गये हैं, 
वे सब ऐसे हो होते हैं 
ऐसी बात नहीं है। 

कुछ पद ऐसे भी होते हैं 

जिन की पूजा के लिए 

यह जीवन तरस रहा था 

सुचिर काल से" “कब से 

आज घड़ी आ गई वह 

हरस रहा है हृदय यह,” 

और सर्वप्रथम 

हर्षाश््‌-पूरित लोचनों से 

पूज्य-पर्दों का अभिषेक हुआ 

शत-शत प्रणिपात के साथ । 
फिर, नाग और नागिन की 
फणायें पूरी खुलीं 


४३६ / मकमाटी 


सादर उठ खड़ी हुईं 
जिनमें सुरक्षित निहित 
सब मणियों में मंजुल 
मौलिक अनन्य दुलंभ 
शान्त-सौम्य छा ति-वाली 
मणियों का अपंण हुआ । 
ओर 


धन्य-घन्यतम माना जीवन को 
सपं-समाज ने। 

सर्पों का नमन हुआ 

दर्पों का वमन हुआ 

बाहुर मार-पीट का दर्शन 
भीतर प्यार-मीत चलता रहा । 


मुदुता का मोहक स्पशेन 


यह एक ऐसा 


मौलिक और अलौकिक 
भमूते-दर्शक काव्य का 


श्रव्य का सृजन हुआ, 


इसका सृजकफ कोन है वह, 


कहाँ है, 


क्यों मौन है वह ? 


लाधव-भाव वाला नरपुंगव, 
नरपों का चरण हुआ ! 


ध्त 


वहीं से लपक-लपक कर 
बार-बार आतंकवाद 
झाड़ियों से धॉँकता रहा 
भौर 

आंशातीत इस घटमा को 


इस के सिवा 


जुकमाड़ी / ४१७ 


निहारता रहा निन्‍्दा की नियति से । 
एक बार और 

उसका ढर भर उठा है 

उदिग्नता से--उत्पीड़न से 

और 

पराभव से उत्पन्न हुई 

उच्छ खल उष्णता से | 


और क्या कर सकता है 
सबलों के सम्मुख बलहीन वह मुख ! 


और 

साधित मन्त्रों से मन्त्रित होते हैं 
सात नींबू ! 

प्रति नीब्‌ में 

आर-पार हुई है सूई 

काली डोर बेधी है जिन पर । 

फिर, 

फल उछाल दिये जाते हैं 

शुन्य आकाश में 

काली मेष-घटाओं की कामना के साथ । 
मन्त्र-प्रयोग के बाद 

प्रतीक्षा को आवश्यकता नहीं रहती 
हाथों-हाथ फल सामने आता है 

यह एकाग्रता का परिणाम है । 


मन्त्र-प्रयोग करने वाला 
सदाशयी हो या दुराशयी 
इसमें कोई नियम नहीं है। 
नियन्त्रित-मना हो बस ! 
यही नियम है, यहीं नियोग, 
और यही हुआ । 


४३८ / मुसझमाड़ी 


घनी-घनी घटायें मेधघों की 
गगनांगन में तेरने लगीं 

छा-सा गया तामसता का साम्राज्य 
घरती का दर्शन दुलेभ हुआ 
धरती जीवित है या नहीं 

मात्र पर ही जान सकते हैं, 
रव-रव नरक की रात्रि 

यात्रा करती आई हो ऊपर 
वर्ण-विचित्रता का विलय हो रहा 
प्रा रम्भ हुआ प्रचण्ड पवन का प्रवाह 
जिसकी मुट्ठी में प्रलय छिपा है । 
पर्वतों के पद लड़खडाये 

और 

पर्वतों की पगर्डियाँ 

धरा पर गिर पडी, 

वुक्षों में परस्पर सघर्ष छिड़ा 
कस-कसाहट आहट, 

स्पष्यं का ही नहीं 

अस्पदय का भी स्पर्शन होने लगा, 
मृदु-कठोर का भेद नहीं रहा 
गुरुतर तरुओं की जड़ें हिल गईं, 
कई वक्ष शीर्षासन सीखने लगे 
बांस दण्डवत्‌ करने लगे 

घरा की छाती से चिपकने लगे। 


कर्णेकटुक अश्राध्य 

मैघों का युरु-गर्जत 

इतना भीषण होने लगा कि 
हृर्षोल्लास नतेन तो दूर 
मयूर-समूह का वह 


सुकमाही / ४३६ 


कूक भी मूक हो गया, 

मेषों को क्रोधित मदोन्‍्मत्त 
करनेवाली बीच-बीच मे 
बिजली कौंधने खगी 
मान-मर्यादा से उन्मुक्त 
चअपला अबला-सी ! 

और 

मूसलाधार वर्षा होने लगी । 
छोटो-बड़ी बूंदों की बात नही, 
जलप्रपात-सम अनुभवन है यह्‌ 
धरती डूबी जा रही है जल में 
जलीय सत्ता का प्रकोप 

चारों ओर घटाटोप है। 
दिवस का अवसान कब हुआ 
पता नहीं चल सका, 

तमस का आना कब हुआ 

कौन बताये ! किसे पूछें ? 


और 

बादलों का घुमड़न घुटता रहा 
बिजलो का उमड़न बलता रहा 
रुक-रुक कर 

ओला-वृष्टि होती गई 
शोत-लहर चलतो गई 
प्रहर-प्रहर ढलते गये 

ऐसी स्थिति में फिर भला 

निद्रा भो ! आती कंसे 

और किसे इष्ट होगी वह ? 


कलानुभूति--भोग और उपभोग के लिए 
काल और क्षेत्र को 


४४० / भकभाटी 


अनुकूलता भी अपेक्षित है 
केवल भोग-सा मद्बी ही नहीं । 
हा 


इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी 
परिवार का परिरक्षण 
अबिकल चलता रहा, 
गुणग्राही गज-गण से । 


बादल दल छेंट गये हैं 
काजल-पल कट गये हैं 
वरना, लाली क्‍यों फूटो है 
सुदूर प्रात्ी में ! 
और 
परिवार जा खडा है नदी-तट पर । 

वर्षा के कारण नदी में 

नया नीर आया है 

नदी वेग-आवेगवती हुई है 

संवेग-निर्वेग से हर 

उल्मादवाली प्रमदा-सी ! 

परिवार के सम्मख अब 

गम्भीर समस्या आ खडी है, 

धीरे-धीरे 

छसकी गम्भी रता-गुरुता 

भीरुता से बिरती जा रही है । 

ओऔर-“'लो ! 

परिवार का मन कह छठा, कि 

चलो ! लोट चर्ले यहाँ से । 

लौटने का उद्यम हुआ, कि 


मकताडी / ४डड? 


कुम्भ का कहना हुआ : 


नहीं नग्न नहीं न नहीं ० 


लौटना नहीं ! 


अभी नहीं कभी भी नहीं 


बयोंकि अभी 


आतंकवाद गया नहीं, 


उससे संबर्ष करना है अभी 


वह कुंत-संकल्प है 
अपने प्र व पर दुढ़। 


जब तक जीवित है आतंकवाद 
शान्ति का श्वास ले नहीं सकती 
धरती यह, 

ये आँखें अब 

आतंकवाद को देख नही सकती, 
ये कान अब 

आतंक का नाम सुन नहीं सकते, 
यह जोघन भो क्ृत-संकल्पित है कि 
उसका रहे या इसका 

यहाँ गस्तित्व एक का रहेगा, 

अब विलम्ब का स्वागत मत करो 
नदी को पार करना ही है 

कुम्भ के भाग में क्‍या 
विकलता-शून्यता लिखी है 

कुम्भ के त्याग में क्या 

विकलता न्यूनता रहो है ? 
शिथिल विद्वास को 

भड्‌ हवास मिलेगा 


पंकिल द्वास को 
समृद्ध वास मिलेगा 


४४२ / मृकबाटो 


भय-विस्मय-संकोच को 
आश्रय मत दो अब ! 

रस्सी के एक छोर को 

मेरे गले मे बाँध दो 

और 

कुछ-कुछ अन्तर छोड़ कर 

पीछे-पीछे परस्पर 

पंक्ति-बद्ध हो सब तुम 

अपनी-अपनो कटि में 

कस कर रसस्‍्सो बाँध लो ! 

फिर 

उँकार के उच्च उच्चारण के साथ 

कूद जाओ धार में ।” 


इस पर भी 

परिवार का सकोच दूर नही होने से, 

कुम्भ के मुख से कुछ पक्तियाँ 

और निकलती हैं कि-- 
भयहाँ 
बन्धन रुचता किसे ? 
मुझे भी प्रिय है स्वतन्त्रता 
तभी" न तो * 
किसी के भी बन्धन मे 
बंधना नहीं चाहता मैं, 
न ही किसी को 
बाँधना चाहता हूँ । 
जानते हम, 
बाँधना भी तो बच्धन है ! 
तथापि 
स्वच्छत्दता से त्वयं 


मूकमाटी / ४४३ 


बचना चाहता हूँ 

बचता हैँ यथा-शक्‍्य 

और 

बचना थाहे हो, त हो 
बचाना चाहता हैं औरों को 
बचाता हूँ यथा-शक्‍य । 
यहाँ 

बन्धन रुचता किसे ? 

मुझे भी प्रिय है स्वतन्त्रता । 


लो, अब की बार 

लवणभास्कर चू रण-सी 

पंक्तियाँ काम कर गईं, 

और 

कुम्भ के संकेतानुसार 
सिह-कटि-सी अपनी 

पतली कटि में कुम्भ को बाँध कर 
कूद पड़ा सेठ 

नदी की तेज धार में । 

तुरन्त परिवार ने भी 

उसका अनुकरण किया, 

घरती का सहारा छूट गया 

पद निराधार हो गये 

कटि में बँधी रस्सी हो 

त्राण है, प्राण है, इस समय ! 
और कुम्भ “* 

महायान का कार्य कर रहा है 
सब-का-सब जल-मरन हो गया है 
मात्र दिख रहे ऊपर 

मुख-प्स्तक । 


४४४ | मुकसादी 


जिनके 


अन्तिम-शीत अनुभूत हुआ 
परिवार को इस समय । 


काया की प्राकृत ऊष्मा 

खोती जा रही है 

रक्त की गतिशीक्षता 

विरकक्‍्त होती जा रही है 
हस्त-पाद निष्क्रिय हो गये 
दन्त-पं क्तियाँ कटकटाने लगी 
और कुछ 

नदो में भीतर आना हुआ कि 
छोटी-बड़ी मछलियाँ 

जल से ऊपर उछलतीं 

सलील क्रीड़ा कर रही हैं, 
कुटिल विचरण वाले 

विषधरों की पतली-पतली पूंछे 
अनायास लिपटने लगी 
परिबार की वर्तुली पिर्डारियों से । 


सकोच-शील 

कई कछुवे भी स्वच्छन्द हो 
परिवार की मृदुल-मांसल 
जंचायें छू-छू कर 

छूमन्तर होने लगेंगे 


व्याक्त-सम भयानक जयड़ों में 


बड़ी-बड़ी टेढी-मेढ़ी 


तीखी दन्त-पंक्तियाँ चमक रहीं हैं, 
जिनकी रक्‍्त-लोलुपी लाल रसना 
बार-बार बाहर लपक रही है, 


 भुकसाही / ४४४ 


विधाबत-कंटक वाली 
ऊपर उठी पूँछ है जिनकी 
ऐसे मांस-भक्षी 

महा-मग रमच्छ 
भोजन-गवेषणा में रत 
परिवार के आस-पास 
सिर उठाने लगे हैं । 


और भी अन्य क्र रवत्ति वाले 
विविध जातीय जलीय जसन्तु 
क्षुब्ध दिख रहे क्षुधा के कारण, 
तथापि 

परिवार की शान्‍्त मुद्रा देख 
क्षोभ का नूतन प्रयोग करना 
जो मल-धर्मं है उनका 

भूल से गये हैं, 

उनकी चृत्ति में आमूल-चूल 
परिवततेन-सा भा गया है, 
भोजन का प्रयोजन ही छूट गया । 


और जैसे 
भगवान्‌ को देखते ही 
भक्त के मन में भजन का भाव 
फूट गया है 
हैय-उपादेय का बोध, 
कीर-नी २-विवेक, 
कर्तेब्य की ओर मुड़न 
यूँ भाँति-भाँति से जागृति आ गई 
जलचरों के जीवन में । 
ए 


परन्तु ! 

जल में उलटी क्रान्ति आ गई 
जड़ और जंगम दो तस्व हैं 
दोनों की अपनो-अपनी विश्वेषतायें हैं-- 
ज॑गम को प्रकाश मिलते हो 
यथोचित गति मिलते ही 
विकास ही कर जाता है वह 
जय कि 

जड़ ज्यों-का-त्यों रह जाता । 
जड़ अज्ञानी होता है 

एकान्ती हठी होता है 

कटस्थ होता है**'त्रस्त ! 
स्वस्थ नहीं हो सकता वह । 
जलचरों की प्रवृत्ति से 
उलटी-पलटी वृत्ति से 

जल से भरी उफनती नदी 
और जलती हुई कहतो है, कि 


“मेरे आश्िित होकर भी 
मेरे से प्रतिकूल जाते हो ! 


जीवन जोना चाहते हो 
संजीवन पीना चाहते हो 


ओऔर 

निर्बल बालक होकर भी 

माता को भूल जाते हो ! 

जाओ | जाओ ! दुःख पाओगे, 
पाओगे नहीं मृदु प्यार कहीं, 
पीजओगे पश्चात्ताप की घूँट ही 
पीयूष को स्मृति जलायेगी तुम्हें ! 


भूचरों से मिले हुए हो 
धूर्त खलों से छल्ले हुए हो 


मृकबाड़ी / ४४७ 


तुमसे कुछ भी नहीं कहना है 
- तुम पर दया आती है; 

उनको ही देखना है 

जो न्ढ 


निदछलों से छल करते हैं 
जल-देवता से भी जला करते हैं ।'' 


और 

अनगिन तरंग-करों से 

परिवार के कोमल कपोलों पर 
तमाचा मारना प्रारम्भ करती है 
कपित पित्तवती*“' नदी । 


“घरती के आ राधक घूर्तो, 

कहाँ जाओगे अब ? 

जाओ, घरलती में जा छप जाओ 
उससे भी '“'नीजे ! 

पातको, पाताल में जाओ ! 
पाखण्ड-प्रमुखो ! 

मुख मत दिखाओ हमें । 
दिखावा जीवन है तुम्हारा 
काल-भक्षी होता है, 

लक्ष्यहोन दीन-दरिद्र 
ब्याल-पक्षी होता है 

धरती-सम एक स्थान पर 
रहु-रह कर 

पर को और परधन को 

अपने अधीन किया है तुमतें, 
प्रहण-संग्रहण रूप 

संग्रहुणी-रोग से ग्रसित हो तुम ! 
इसीलिए क्षण-भर भी 

कहीं रकती नहीं में 


४४८ / भुकप्ताही 


पर-सम्पदायें मिलने पर भो 
उन को मैंते स्वप्न में भी 
नाली। 
और 
अपनी उदा रता दिखाने 
किसी स्वार्थ या यश लोक॑थषणावश 
दूसरों को उन्हें न दी 
तभी *'तो *"हमें 
सन्‍्तों ने सार्थक संज्ञा दी-- 
“नाली !*' नदी ! 


हमसे विपरीत चाल चलनेवाले 

दीन होते हैं। 

कुछ शिथिलाचा री साधुओं को 

“बहता पानी और रमता जोगी” 

इस सूक्षित के माध्यम से 

सही दिशा-बोध मिला है 

इससे अढ़कर भला 

और कौन-सा वह 

आददों हो सकता है संसार में | 

इस आदक्ष में अब 

अपना मुख देख लो 

ओर 

पहचान लो अपने रूप-स्वरूप को |” 
| 


उच्छ खला जडाशया 
अपनी हो प्रक्षंसा में डबी-- 
नदी की बातें सुन 

उत्तेजित हुए बिना 


. मूकशाडी / ४६६ 
सेठ का कुछ कहना हुआ, कि : 
“वि सुम्हें 
धरा का आधार नहीं मिलता 
तुम्हारी गति कौन-सी होती ! 
पाताल को भी पार कर जातीं तुम ! 
घरती नें तुम्हें स्‍्वीकारा 
छातो से जिपकाया है तुम्हें 
देवों ने तुम पर दया नहीं की, 
आकाश ने शरण नहीं दी तुम्हें, 
तुम छोटी थी तब 
गिशि की चोटी पर गिरी थी 
सब हुंसे थे 
तुम रोयी थी सब ! 
चोट लगी थी घनी तुम्हें, 
तरला-सरला-सी लगती थी 
गरला-कूटिला बन गई अब | 
छल हो बल बन गया है तुम्हारा, 
सरपट भाग रही हो अब 
सब को लाँधती-लाँधती । 
अरी कृतघ्ने ! पाप-सम्पादिके ! 
और अधिक पापाजन मत कर । 
सारा संसार ही ऋणी है घरणी का 
तुम्हें भी ऋण चुकाना है 
धर्णी को उर में धारण कर, 
करनी को हुदय से सुधारना है।” 
हाय रे यह दुर्भाग्य किसका ! 
सेठ का या नवदो का ? 
सेठ का सदाशय संफज़ जो नहीं हुआ 
सेठ की समालोचना से भी 


४४५० | जुकमाती 


जहाँ पर 


कुछ पशु, कुछ मृग 


नदी के लोचन नहीं खुसे 

प्रत्युत, वह नदी 

और लोहित हो उठी : 

अरे दृष्टो ! 

मेरे लिए पाताल को बात करते हो ! 
अब तुम्हारा अन्त दूर नहीं । 

और 


र 
भेंवरदार दिशा की ओर गति 
सब ओर से आक्ृष्ट हो, 

आ, आ कर 

जहाँ पर सब कुछ लूप्स होता है, 
जहाँ पर 

स्वयं को परिक्रमा देता 

उपरिल जल नीचे को ओर 
निश्बला जल ऊपर को ओर 
अति-तीब्र गति से 

जा रहा है, भा रहा है, 

जहाँ का जलतत्व 

भू-तत््व को अपने में समाहित कर 


अट्टहास कर रहा है; 


कुछ अहिंसक, कुछ हिंसक 

कुछ मूच्छित, कुछ जागृत 

कुछ मृतक, कुछ अधे-मृतक 
अकाल में काल के कबल होते से 


सब के मुखों पर 


जिजोजिवा बिखरी पड़ी है, 


सव के सब विवश्ञ हो 


बहाव में बहे जा रहे हैं । 


भूषनादी/ ४५३१: 


देखते-देखते सामने से हो 
एक विशालकात द्वाको 
वबहता-बहुता आमा 
जिसकी पीठ पर बैठा है 
एक प्रौड़ सिंह 
भीषण भविष्य से भयभीत, ! 
और 
भेंवर में फ़ंसकर 
एक-दो बार अमता 
भंवर के उदर में तिरोहित हुआ, 
सबल हो था निर्बल 
जहाँ पर 
किसी का मल काम नहीं कर रहा है 
सब बलों का बलिदान | 
[] 


* घटतो घटना को देखकर 
परिवार का धेये कहां 
घट न जाय, 
और 
उसका मन कहाँ 
प्रव से हुट न जाय, 
यूँ सोच में पड़े 
कम्भ ने नदी को ललकाया : ., 
“अरी पाप-पाँव वाली, सुन ! 
यह परिवार तो पारःपर सै. 
मशधार में नहीं, 
जिसने धरती की शरण ली है 
धरती पार उतारतो है उसे 
यह धस्तो का नियम है शत 


४५४ / बकभांटी 


धरती शब्द का भी भाव 


बिलोम रूप से यही सिकलता है-- 
घर: ती्‌ ती «रच: 
यानी, 
जो तीर को धारण करतो है 
या शरकागत को 
तीर पर धरती है 
बडी घरती कहलाती है । 
और सुनो ! 
प्व/ के स्थान पर 
“'थ' के प्रयोग से 
तीरथ बनता है 
शरणागत को तारे सो “तीरथ ! 
फिर भला अब हमें 
केसे डुबो सकती हो तुम ! 
और यह भी ध्यान रहे कि 
अब हमें 
बहा न सकोगी तुम 
किसी बहाने बहाव में 
बहू न सकेंगे हम ! 
जब आग की नदी को 
पार कर आये 
और कक 
साधना की सीमा-श्री से 
हार कर नहीं, 
प्यार कर, आये हम 
फिर भी हमें डुबोने की के 


क्षमता रखती हो तुम ? 


मुकनादो / ४४३ 
हमने पहले ही तस किया भरा, कि ! 
सतह की सेवा-प्रशंसा 
अधिक तहीं करना है 
क्योंकि 
सतह पर 
कब तक तैरते रहेंगे, 
हाथ भर आयेंगे ही ! 
खहूरों के दर्शन-मात्र से 
सन्तुष्ट होने वाले 
प्राय: डूबते विशे हैं । 

“यहाँ पर' “सतह पर ! 


अरी निम्नगे निसन - अथे | 

इस गागर में सागर को भी 

धारण करने की क्षमता है 

धरणी के अंश जो रहे हम |! 

कुम्भ की अर्थ-क्रिया 

जल-धारण ही तो है 

और'''सुनो ! 

स्वयं धरणी शब्द हो 

विलोस-रूप से कह रहा है कि 

ध'.''र''णी नी यः'ध 

नीर को धारण करे “सो '''धरणी 

त्तीर का पालन करे सो * धरणोी ! 
0) 


जेसे 
म्णियों में गील-मणि 
में तींस-कमल 


रा के शोल-सुख द 


अश४ / आकानरटी 
गिरियों में भेर-गिरि 2 
सागरों में क्षीर-सागर 
मरणों में वीर-मरण 
मुक्ताओं में मत्स्य-मुक्ता 
उत्तम माने जाते हैं, 


गुणों में गुण कृतज्ञता है, 

जिस कतझता से खुशोभित 

कुम्भ को देख कर 

एक महामत्स्य मुदित हो 

बहुमूल्य मुक्ता-मणि 

प्रदान करता है कृम्भ को । 

यह तुच्छ सेवा स्वीक्ृषत हो स्वाभिन्‌ !! 
कह कर जल में लोन होता है वह । 
इस म्‌क्‍ता को बड़ी विश्वेषता है कि 
जिस सज्जन को यह मिलती है 

बहु अगाध जल में भी 

अबाध पथ पा जाता है 

ओर यही हुआ तुरब्त ! 


भंबरवार धार को भो 
अनायास वार करता हुआ 
परिवा र-सहित कुम्भ 

मन्द मुस्कान के साथ 

एक सूक्ति की स्मृति 
दिलाता है सेठ को, कि 
“बिन माँगे मोती मिले 
माँचे मिले न भोल' 

बौत बह फल 
त्याग-सपस्यथा का है सेठ जड'प 
कृम्स के आत्म-विश्यास से 


-मुकमाड़ो / ४४३ 


खाहुस-पूर्ण जोबन से 

नदो को बढ़ो प्रेरणा मिल गई 

नदी को ध्यग्रता श्ायः अस्त हुई 

समपंण-भाव से भर आई बहू ! 
और 
सजविनीत हो कहने लगा: 
हल के लिए क्षमा बाहती हूं । 


तरल-तरंगों से रहित 

घोर गम्भोर हो बहने लगी, 
हाव-भावों-विभागों से मुक्त 
गत-वयना नत-नयया 
विर-दीक्षिता आर्या-सी | 


लगभग यात्रा आधी हो चुको है 

यात्री-मण्डल को लग रहा है कि 

गस्तब्य ही अपनी ओर आ रहा है। 

कम्भ के मुख पर प्रसन्नता है 

प्रथम श्र णो में उत्तीर्ण 

परिश्रमी विनमशील 

बिलक्षण विद्यार्थी-सम । 

परिवार भो फूल रहा है कि 
पुनरावृत्ति आतंक की-- 
यही रंव है वही ढंग है 
अंग-अंस में वही म्यंग्म है, 
अड्दी मूर्ति है गही मुखड़े 
बही अमूब्छित-तनी मूंखे 
बहो जाल है बह्ी ढाल है 


४५६ / मुकंसादी 


वही छल-बल वही उचास है 
ऋ,र काल का वही भाल है 
वी नशा है वही दशा है 
काँप रहो अब विशा-दिशा है 
वही रसना है बही वसना हैं 
किसी के भी रही वश ना है 
सुनो हुई जो वही ध्वनि है 
वही वहो सून ! बही धुन है । 


वहों श्वास है अविश्वास है 
वही नाश है अट्टहास है 

वहो ताण्डव-नृत्य है 

वही दानव-कत्य है 

वही आँखें हैं सिदूरो हैं 
भूरि-भूरि जो धूर रही हैं 
वही गात है वही माथ है 
वही पाद है वही हाथ है 
भात-बात में वहो साथ है, 
गाल वही है अधर वहो है 
लाल वही है रुधिर वही है 
भाव वही है डाँव वही है 
सब कुछ वही नया कुछ नहीं 
जिया वही है दया कुछ नहीं । 


और प्रारम्भ होतो है नदी से 
अआसंकवाद की प्रार्थता : 
जो माँ | जलदेवता ! 


हमें यह दे बता 
अपराधी को भी क्‍्या-- 


जुंकभल्‍ों / ४३७ 


पार मगाती है ? 
पुण्यात्मा का पालन-पोषण , 
उचित है'''कर्सव्य है, 
परन्तु क्या पारियों से भो 
प्यार करती है ? 

यदि नही 

तो इन्हें डबो दे-- 

जो कुम्भ का सहारा से 


घरतो की अझंसा करते हैं 

उस पार उतरना चाहते हैं ! 
इनके पाप का कोई पार नहीं, 
इनका पृष्य से कोई प्यार नहीं 
इनकी प्रिय वस्तु है 

धन-वे भव-विषय-सम्पदावयें । 
फिश भी *'' इस्हें सहयोग दोगो 
तुम्हारे उज्ज्बल इतिहास का 


उपहास्त होगा 

'हास होगा विश्वास का 

फिर औरों की क्‍या बात, 

सब के जोवन पर 

प्रदन-विह्न लगेगा ही । 
वेसे 
संताप ताप-शील वाली 
जलती, और जो 
जौरों को जलाती है 
अंग्मि-देवता को भी 


काथ्ठ में कीलित किया है तुमने । 


डश८ / अुकशरटी 


फिर, कभो-कभी उसे 

दावा के रूप में लपलपातो प्रकट होती देख 
अपने अजेय-बल से 

जरिन को लावा का रुप दे 

उसे पाताल तक पहुँचाया है । 


और 

अभी भो उस पर 

शासन चल रहा है तुम्हारा ! 

फिर भला, 

आज तुम्हें यह्‌ कया हुआ है ? 

हे माँ! जलदेवता ! 

हमें दे बता । 

हमें क्या पता, 

इतना परिवतेन तुझमें हुआ है !” 
इस पर नदी कहती है अब, 

कि 

“जिन्हें दुबोने के लिए कहते हो 
उनके अभाव में यहाँ 
अभाव के सिवा, बस 
होष कुछ भी नहीं मिलेगा । 
तरवार के अभाव में 
म्यान का मुल्य ही क्या ? 
भोक्‍ता के अभाव में 
भोग-सामग्री से क्या ? 
जो कुछ है धरती को शोभा 
इन से ही है 
और, इन जैसे सेबाकार्य-रसों से । 

मूल के अभाव में 


चूल को गति कया होगी 


ऋुकसरदी / ४५8 


घूल के अभाव में 
फूल की गति क्‍या होगी 
बसाने को मावध्यकता नहों, 


अब 

बल का दुरुपथोग नहीं होगा 
समपंण हो बुका है 

ऊर्जा उपासना में उलट चुको है 
उर में उदारता उम चुको है” 


और 
'इल्यल कहतो हुई 
मौन लेतो है तदो | 
7] 


नदी की मोन गम्भोरता से 
आतंकवाद की धीरता में 
पीड़ा-ठदासी नहीं आई। 
कुछ ध्षाण -'स्तब्धता फिर ! 
बही' “"प्रूव की ओर 
सरोध सक्तियता'** 

और, 

यह सही नीति है कि 

रभांगन में कूदते के नाद 

मिज-बल-को स्मृति नहीं होतो 

प्रत्युत, शभु-बल पर 

टूट पड़ना हो होता हे । 

पदाअय लेगा दोनता का प्रतोक है 

बोर-रस को क्षति पहुंचती है इससे; 

इतना ही वहां, 

मित्रों से मिली मदद 

यवाय में मद-द होती है 


४६० / भुफभाटी 
जो विजय के पथ में बाधक 
अन्धकार का कार्य करती है 
अब, आतंकवाद को 
लगभग लगने लगी 
सफलता हाथ को छूती हुई-सी 
मुग-मरीजिका नहीं 
घोखा नहीं ! 
भाग्य साथ देता हुआ-सा । 


और 

मौके का मूल्यांकन हुआ 
नौका को और गति मिली 
पवन का झोंका भर 
प्रतिकूल न हो, बस 

यही एक भावना ले । 


आखिर आतंकवाद आ 


मार्गावरोधी बन कर 

परिवार के सम्मुख खड़ा हो 

कहकहाहट के साथ कहता है : 
“अब पार का बिकल्प त्याग दो 
त्याग-पत्र दो जीवन को 
पाताल का परिश्षय पाना है तुम्हें 
पालण्ड - पाप का यही पाक होता है 
और 
अँधाधुन्ध पत्थरों की वर्षा 
परिवार के ऊपर होने लगी । 

“स्वागत मेरा हो 

मनमोहक विलाधसितायें 


मुझे मिले अच्छी वस्तुएँ-- 


मूंकचस्शी / ४६१ 


ऐसी वामसता भरी धारणा है तुम्हारी, 
फिर भला बता दो हमें, 

आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी ? 
सबसे आगे मैं 

समा बाद में ! 


जरे कम-से-कम 

शब्दार्थ की ओर तो देखो ! 
समाज का अर्थ होता है सम्‌ह 
और 

समह यानी 

सम---समोश्ीन ऊह--विचार है 
जो सदात्ञार की नींव है । 

कूल मिला कर अर्थ यह हुआ कि 
प्रथार-प्रसार से दूर 

प्रशस्त आचार-विचार वालों का 
जीवन हो समाजवाद है । 
समाजवाद समाजवाद घचिल्लाने मात्र से 
समाजवादी नहीं बनोगे । 


ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग 
किया जा रहा कि 


जिसके सुनते ही 
क्रोधारिन भभक उठती हो, 
और 


र्‌ 
मान तिल मिला जाता हो 

पत्थरों की मार से 

बनी थोट लगते से 

सब के सिर फिर-से गये हैं 
जब्त को घारा बह उठो है 


४६२ / मृफकलाटी 

जिस धारा से 

धारा भी लाल-सी हो गई है-- 

एक विचार को दो सल्षियाँ 

आतंकवाद पर रुष्ट हुई-सीं । 

सेठ जो के सिवा 

पूरा परिवार परवश हो 

पोड़ा का अनुभव कर रहा है। 
[] 


आचरण के सामने आते हो 
प्राय: चरण थम जाते हैं 


और 
आवरण के सामने आते हो 
प्रायः नयन नम जाते हैं, 


यह देही मतिमन्‍्द 

कभी-कभी 

रस्सी को सप॑ समझकर 

विषयों में लोन होता है” तो'*'“कभी 

से को रस्सी समझ कर 

विषयों में लोन होता है । 

यह सब मोह को महिमा है. 

इस महिमा का अन्त 

तब तक हो नहों सकता 

स्वभाव को अनभिज्ञता 

जोवित रहेगो जब तक। 
हाँ | हाँ | ऐसो स्थिति में भो 

धेयं-साहुस के साथ 

सब से आगे हो 

सेठ का संघर्ष चल हो रहा है भातंक से । 


'. झकभादी / ४६३ 
कुम्भ को सुरक्षा हेतु 
कुम्भ को अपने पेट के नीचे ले 
नोचे मुख कर लेटा है 
स्व-वश हो सह रहा है 
- दुःसह कर्मे-फल, 
बन को घटना-स्मृति के कारण ! 
सात-आठ हाथ दूर से हो 
उपसर्ग यह चलता रहा 
निर्देयता के साथ । 
जिसके बल पर पार पाना है, 
कम्भ को फोड़ने का प्रयास 
कई बार विफल हुआ 
जिसके बल पर 
प्राणों को त्राण मिला है, 
कटि में कसो रस्सो को 
शस्त्रों से काटने का प्रयास 
एक बार भी सफल नहीं हुआ, 
आग की नदी को पार करनेवासे 
कुम्भ की कठिन तपस्या देख 
कहीं जलदेवता ने हो 
विक्रिया के बल पर 
परिवार के चारों ओर 
रक्षा-मण्डल भामण्डल को रचना को हो ) 
या 
यह चमत्कार 
सत्स्य-मुग्सा कय भी हो सकता है । 
कुछ भो हो, 
.अब आतंकवाद. को 
स्व-पक्ष को पराजय 


४६४ / बकूसाटी 


मिकट लगने लगी, 

साथ ही साथ 

उसके मन में पर-पक्ष का 

संदाशय भी प्रकटने लगा । 
फलस्यरूप 
उसके तन की शक्ति बह 
कम्भ-सहित परिवार को 
अदेसख-भाव से देखने लगी, 
उसके मनकी शक्ति वह 
अपने आप को 
क्रोघानल से सेंकने लगी, 


और 
उसकी वचन-शक्ति तो 


पूरे माहोल के सामने 
अपने घुटने टेकनें लगी, 


परन्तु 
उसको वंचन-शक्ति 

अभी मिटी नहीं है 

ज्यों-की-त्यों बलबती 

वही पुरानी टेक लगी है 

तो म्ग्न तो ००० 

आतंकवाद अपने हाथों में 

एक ऐसा जाल ले 

जिसमें बड़ो-बड़ी मछलियाँ 
अनायास फंस सकतो हैं 

परिवार के ऊपर फेंकने को है, कि 
धरती के उपासक 

पवन से यह देखा नहीं गया 

और 


। भफमाशी / ४६४ 
और क्या ?*'* 
प्रमय का रूप धरता है पवन, 
कोप बढ़ा, पारा चढ़ा 
चुक्री का बल भो जिसे देखकर 
अकक्‍कर खा जाय बस, 
ऐसा चक्रवात है यह ! 
एक ही झटके में झट से 
दल के करों से जाल को 
सुदूर शुन्य में फेंक दिया, 
सो''ऐसा प्रतीत हुआ कि , 
आकाश के स्वच्छ सागर में 
स्वच्छन्द ते रने वासे 
प्रभापुंज प्रभाकर को हो 
पकड़ने का प्रयास चल रहा है 
और 
लगे इस झटके से 
दल के पैर निराधार हो गये, 
कई गोलाटे लेते हुए 
नाव में हो सिर के बल 
खक्‍कर खा गिर गया दल, 
अध्यकार छा गया उसके सामने 
नेत्र बन्द हो गये 
हृदय-स्पन्दन मन्द पड़ गया, 
रकक्‍्त-गति में अन्तर आने से 
मूर्च्छा आ गई। ' 
परन्तु, दल की मुछें तो 
मुच्छित नहों, अमूच्छित ही 
सनी रहाँ**'पूर्व वल्‌ ! 
जोीकन का जनुमाम केसे लगे 
प्राण प्रयाण-से कर गये । 
ह५ 


४६६ / जकभाड़ो 


बड़ी तेजी के साथ 

ओज-तेज से 

सुख बिमुख हुआ दल का, 

मुख में झाग जागने लगा 

धरती से हँसता सागर तट-सा 

और 

नाव भी डाॉँवाडोल हो गई, 

पता नहीं कितनी बार 

पल-भर में अपनी ही 

परिक्रमा लगाती रही वह ! 

नाव के साथ सब के प्राण 

लगभग ड्बने को"'' 
ए 
बात-बात में क्रक्रवात जब 
उस्पात-भात की ओर 
बढ़ता ही जा रहा “इस 
अति की इति के लिए 
संकेत मिलता है उपालम्भ के साथ 
कुम्भ की ओर से-- 
श्रद्धेय स्वामी की सेवा को 
सुखमय जीवन का स्रोत समझता 
सेवक की भाँति, वात भी 
कम्भ के संकेत पर संयत हुआ | 
और 
नाथ पृर्य-स्थिति पर आती है 
परिवार को तीन परिक्रमा देती | 

दुर्घटना टलने से 


समूचा माहौल ही प्रसन्‍न हुआ 


मकंगाही, / ४६७ 


जिस भाँति 
लक्ष्मण को मूर्च्छा टूटो ।' 
अनंग-सरा को म॑जूल अंजूलि के 
जल-सिचन से । 
सरिता से उछले हुए 
सलिल-कर्णों के शीवल्ष परस पा 
आतंकवाद की मूर्च्छा टूटो । 
फिर क्या पूछो ! 
लक्ष्मण की भाँति उबल उठा 
आतंक फिर से | 
“पकड़ो ! पकड़ो ! 
ठहूरो ! ठहरो ! 
सुनते हो या नहीं 
अरे बहुरो ! 
मरो या 
हमारा समर्थन करो, 
अरे संसार को दव अ में 
उतारने वालो ! 
किसी को भी तारनेवाले नहीं हो ठुम ! 
अरे पाप के मापदण्डो ! 
सुनो ! सुमो !*' जरा सुनो ! 
अब घन-संग्रह नहीं, 
खजन-संग्रह करो ! 


और 

लोभ के वशीभृत हो 
अधाधुन्ध संकलित का 
समुचित बितरण करो 
अन्यथा, 


! ; 
में न पक कम 
न 


४६८ / मुशमादी 


चोरो के भाव जागते हैं, जागे हैं । 

बजोरी मत कर, जोरो मत करो 

यह कहना केवल 

धर्मे का नाटक है 

उपरिल सभ्यता" उपचार ! 
ओर इतने पापी नहीं होते 
जितने कि 
चोरों को पैदा करने वाले । 
लुम स्वर्य चोर हो 
चोरों को पालते हो 
और 


सोरों के जनक भी । 

सज्जन अपने दोषों को 

कभो छपाते नहीं, 

छुपाने का भाव भो नहीं लाते मन मे 
प्रत्युत उद्ंघाटित करते हैं उन्हें । 


रावण ने सीता का हरण किया था 
तब सीता ने कहा था : 

यदि मैं 

इतनी रूपवती नहीं होतो 

रावण का मन कल्ृणित नहीं होता - 
और इस 

रूप-लावण्य के लाभ में 

मेरा ही कर्मोदय कारण है, 

यह जो 

कर्मे-बन्धन हुआ है 

मेरे ही शुभाशुभ परिणामों से ! 
ऐसो दशा में रावण को हो 

दोषों घोषित करना 


मृकताटी / ४६६ 


अपने भविष्य-भाल को . ा 
ओर दूधित करना है 
छा 


नदी नें कहा तुरन्त, 


दस की दमनश्ोल धमकियों से 
सेठ के सिया 

परिवार का दिल हिल उठा, 
उसके दढ़ संकल्प को ' 
पसीना-सा छूट गया | 

उसकी जिजीविया बलवती हुई 
और बह 

जीवन का अवसान 

अकाल में देख कर 
आत्म-समर्पण के विषय में 
सोचने को बाध्य होता, कि 


"“उतावली मत करो ! 


सत्य का आत्म-समपंण 

और वह भी 

असश्य के सामने ? 

है भगवन ! 

यह कैसा काल्ष आ गया, 

क्या असत्य शासक बनेगा अब ? 
क्या सत्य शासित होगा ? 
हाय रे जौहरी के हाट में 
आज ट्वीरक-हार की हार | 
हाय रे, कांच की अका्चौध में 
मरी जा रही-- - 


के 


"४७० ! भुंकंबारी 


ह होरे की झगशझगाहुट !* 


अब ' 
सती अनुचरी हो चलेगी 
व्यभिचा रिणरी के पीछें-पीछे । 
असत्य की दृष्टि में 

सत्य असस्य हो सकता है 
और 

असत्य सत्य हो सकता है, 


परन्चु 

सत्य फो भी नहीं रहा क्या 
सत्यासत्य का विवेक ? 
सत्य को भी अपने ऊपर 
विश्वास नहीं रहा ? 


भीड़ की पीठ पर बेठकर 
क्या सत्य की यात्रा होगी अब !_ 


नहीं''महीं, कभी “नहीं । 


जल में थल में और गगन में 
यह सब कुछ 

असझ्ाय हो गया है जब । 

चट में जब लौं प्राण 

डट कर प्रतिकार होगा इसका, 
ऐसी घटना तहीं घटेगी 

अपने ध्र्‌ क-पथ से 

यह धारा नहीं हटेगी 

नहीं हड़ेगी ! नहीं हूटेगी |” 
कहती-कहुती कोपवती हो. 
बहुती-बहुती क्षोभवती हो 
नदी 


नाव को लाच नथातो । 


मुकनाटी / ४७१ 


पल्-पल व्लठन की ओर 
ताब को दशा को देख कर 
मन“ही-मन मन्त्र का स्मरण 
अशतंकवाद ने किया, कि 


देवता-दल का आता हुआ 
सबिनय नमन हुआ, 
सादर सेवार्थ प्रार्थता हुई। 
स्मरण का कारण ज्ञात हो, स्वामिन्‌ । 
“कहा गया। 
आदेश की प्रतोक्षा में खिसकते हैं 
कुछेक पल, कि 
देवों का कहना हुआ 
नमन की मुद्रा में ही : 
'पबद्याबलों की अपनी 
सीमा होती है स्वाभिन्‌ ! 
उसी सीमा में कार्य करना पड़ता है 
हमे ! 
कहते लज्जानुभव हो रहा है 
प्रासंगिक कार्य करने में 
पूर्णतः: हम अक्षम है 
एतदर्थ क्षमाप्रार्थी हैं। 
वैसे, 
हैं स्वामिन्‌, 
तुमने तुखना तो को होगी 
अपने बल की उस बल के साथ ! 
यहाँ अते ही 
हमने अनुभूत किया कि 
हम मृग-राबक-से खड़े हैं 


४७२ | भुकमाटी 


मुगराण के सामने, 

संघर्ष का भ्रदम ही नहीं उठता 
ऐसी स्थिति में, 

परिवार की शरण में जाना ही 


पतयार को पाना है 
और 
अपार का पार पाना है । 


अस्प सभी प्रकार के व्यापार 
प्रहार और हार के रूप में ही 
सिद्ध होंगे, यह निश्चित है 


इस पर भी यदि 


प्रसिकार का विचार हो 
“तो सुनो ! 


सलिल की अपेक्षा 

अनल को बाँधना कठिन है 
और 

अनल की अपेक्षा 


अनिल को बाँधना और कठिन । 


परन्तु, 

सनील को बाँधना तो*'*' 
सम्भव डी नहीं है । 

जल का शासन कभी 

धुत पर चल नहीं सकता 

घुत जल पर बैठना जानता है 

अमरों पर विष का कभी . 

असर पड़ नहीं सकता, 


और 
अमरों पर मूषि का ।' 


सूकभाही / ४७३ 


कई सूक्तियाँ 

प्रेरणा देतो पंक्तियाँ 
कई उदाहरण - दुष्टान्त 
नयो पुरानी दृष्टियाँ 
ओर वे 

दुर्समेभतम अनुभूतियाँ 
देवता-दल ने सुनाई । 
आतंकवाद के गसे 
जैसे-तैसे उतर तो गईं, 


परन्तु 
तुरन्त पन्रतीं कैसे ! 
पर्याप्त काल अपेक्षित है 
पाचन-कार्य के लिए, 
देखते-ही-देखते 

दृष्टि बदल सकती है, 
पर बाल नहीं, 

कथाय के वेग को 

संयत होने में 

समय लगता ही है ! 


लो, इतना समय कहाँ था ! 
घटना घटनी थी-- 
सो “घटने को 
अब कूछ ही समय श्षेष है 
सबकुछ" बस 

नाव की करक्षनी हब गई 

जहाँ पर लिखा हुआ धा-- 


अक४ / चुकगाटी 


संकटों से घिरे हुए हैं 


'जातंकवाद की जय हो 
समाजबाद का लय हो 
भेद-भाव का जम्त हो 
वेद-भाव जयव्त हो | 
इस दृश्य को देखकर 
दल के आत्म-विदवास को 
यकायक आधात पहुँचा 
वज्यपात का वातावरण बना 
देवता-दल की ब।त सच मिकली 
हायरे ! 

““परचाताप से घुटता हुआ, 
व्याकूल शोकाकल हो 
अवरुद्ध-कण्ठ से कहता 34002 


“कोई शरण नहीं है 
कोई तरणि नहीं है 
तुम्हारे बिना हमें यहाँ, 
क्षमा करो, क्षमा करो 
क्षमा के है अवतार ! 
हमसे बड़ी भूल हुई, 
पुनरावुत्ति नहीं होगी 
हम पर विश्वास हो ! 


चाहो तो"*'अब बच्चा लो, 


कंटकों से छिदे हुए हैं 


चाहो तो'*'फल बिछाओ; 


हम तो*''अपरधी हैं 


चाहते जपरा “घी हैं 


सच्छा सो पथ बताओ 


अधिक समय ना बितलाओं | 


अखबहाती / ४७४ 
' साल्तास की बअरकृति शैतानी है, 
फिर "भी सन्‍्काय पर 
माँ की कुंपा होती ही है 
सन्तान' हो था सन्‍्तानेतर 
यातना देता, सताना 
माँ की सत्ता को स्वीकार कब था 
न्‍ “*हुमें बताना ! 
यूँ कहते कहते दल का मुख अभ्द होता 
कि 


'पते से केम्द्र की कोर 

जब मति होने लगती है 
अनर्थ से अर्थ की ओर 

तब गति होने लगती है' 
यूँ सोचता सेठ कहता है कि 


“अधिक दीन-हीन मत बनो भाई, 
जो 


हेरा-भरा तर है 

फूलों - फलों - दर्लों को से 
पथिक की प्रतीक्षा में खड़ा है 
उससे 

थोड़ी-सी छांद की मंगनी 
क्या हँसी का कारण नहीं है ? 
घड्रस भोजन बनाकर 
विनय-अनुनय के साथ 

जिसमें जिसे 

मिमस्थित किया है 

बया'' वह उसे 

जल पिला नहीं सकता ? 
भला तुम ही बताओ ! . 


४७६ / गरणाडी 


किन्तु, आज तक 


रही बात माँ की “सो -- 
कभी-कभा र 

किसी कारण वश 

माँ की आँखें में भों 
उत्तेजना उद्देंग 

आ सकता है, आता है, 
आना भो चाहिए! 


माँ की गौरबपूर्ण गोद में 


गुस्से का जुस आना 
न सुना, न देखा -- 


जिस गोद में सुख के क्षण 
सहज बीतते हैं शिक्षु के | 


और देखो ना ! 

माँ की उदारता - परोप्रकारिता 

अपने वक्षस्थल्ष पर 

युगों-युगों से” लिर से 

दुग्ध से भरे 

दो कलश ले छड़ी है 

क्षुधा-तृथा-पीड़ित 

के का पालन करती रहती है 
र 


भयभोतों को, सुख से रीतों को 


गुपचुप हृदय से 
चिपका लेतो है पुजकारती हुई । 
६) 


माँ को माँ के रूप में जब 
एक बार स्वीकार ही लिया, 


| मंकभाही / ४७७... 
फिर जार-बार उसकी है 


क्या परख-परीक्षा ? 
इसलिए अब, 
माँ की आँखों में मत देखो 
और 
अपराधी नहीं बनो 
अपर! “धी' बनो, 
पराधी' नहीं 
पराध्ोन नहीं 
परन्तु 
अपराधीन बनो 
सेठ का इतना कहना हो 
पर्याप्त था, कि 
संकोत्र-संशय समाप्त हुआ दल का 
और * 


ड्बती हुई नाव से 
दल कूद पड़ा धार में 
माँ के अंक में नि:शंक होकर 
शिक्षु की भाँति ! 
तुरस्त शिक्षु को झेलतो 
ममता की मूर्ति माँ-सम 
परिवार ने दल को झेला, 
परिबार के प्रति-सदस्य से 
दल के प्रति-संदस्य को 


आदर के साथ सहारा मिसा 
और 
नव-जीव सव-जीवन पाये ! 


' सो, अब हुआ**' 
साय का पूरा डूबना 


डर / भकसादी 
आतंकवाद का अन्त 


और हे 
अनन्तवाद का श्रीगणेश ! 
| 


लव-नव व्यक्तियों को 
दो पंक्तियाँ कुम्भ के पीछे हैं 


जो 
परस्पर एक-दूसरे के 
आख्रित हो चल रही हैं 
एक माँ को सन्तान-सी 
तन निरे हैं 

“एक जान-सी । 


कुम्भ के मुख से निकल रहो हैं 
मंगल-कासना की पंक्तियाँ " 
“यहाँ “““सब का सदा 
जीवन बने मंगलमय 
छा जावे सुख-छाँव, 
सब्रके सब टलें-- 


हचित-भश्ित विशसित हो 
शुण के फूल बिलसित हों 
नाशा को आशा मिटे 
आमूल महक उठें 
«बस ६४ 
और इधर “यह क्‍यों 
कूल में आकूलता दिखने लगी 


भूकवाही / ४७३ 


कुम्भ का स्वागत करना है उसे 
बाल-भानु की भास्वर आभा 


निरन्तर उठती चंचल लहरों में 
उलझती हुई-सी लगती है 
| कि 

गुलाबी साड़ी पहने 
मदवती अबला-सी 
स्नान करती-करती 
लज्जावश सकूचा रही है । 

पूरा वाताबरण ही 

धर्मानु राग से भर उठा है 

और 

निकट-सन्मिकट आ ही गया 

उत्कण्ठित नदी-तट । 


सर्वे-प्रथम चाव से 
तट का स्वागत स्वीकारते हुए 
कुम्भ ने तट का चुम्बन लिया। 
तट में झाग का जाग है... 
जिसकी धवलिमा मे 
अरुण की आभा का मिश्रण है, 
सो'''ऐसा अतीत हो रहा है कि 
तट स्वयं अपने करों में 
गुलाब का हार ले कर 
स्वागत में खड़ा हुआ है । 

नदी ै बाहर निकल आये सब 

प्रसन्‍्तता की एवास स्वीकारते । 

धरती को दुर्लभ घूल का 

परस किया सब की पसतलियों ने , 


४4० / मकभाटी 


फिर, 
कटि में कसी रस्सी को 
परस्पर एक-दूसरे ने खोल दी 


रस्सी दोलतो है : 

“भुशे क्षमा करो तुम, 

मेरे निमिस तुम्हें कष्ट हुआ | 
तुम्हा री 

इबली-पतली कटि वह 

छिल-छल कर 

और घटी कटी-सी बस गई है” 

तो सुरल्त परिवार ते 

कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए हर 


“नहीं बज "नहीं 

अयि विनयवति ! 
पर-हित-सम्क्षादिके ! 

९ कृपा का परिणाम है यह 


हम पार पा गये। 

आज हमें 

किस को कया योग्यता है, 
किस का कार्य-क्षेत्र 

कहाँ तक है, 

सही-सही शात हुआ । 
केवल उपादान कारण हो 
का का जनक है--- 

यह मान्यता दोद-पूर्ण लगी, 
निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। 
हाँ हाँ ! ; 


किन्तु 


भुकमाडी / ४घ३१ 
उपादान-का रण ही 
कार्य मे ढलता है 
यह अकाट्य नियम है, 


निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है, 
इसे यूँ कहें तो और उत्तम होगा कि 
उपादान का कोई यहाँ पर 


पर-मित्र है**'तो वह 
निएथय से निभित्त है 
जो अपने मित्र का 


निरन्तर नियमित रूप से 
गन्तव्य तक साथ देता है ।” 


3! 


और फिर एक बार, 

रस्सी की ओर आदर को आँखों से 
देखता हुआ परिवार 

छने जल से क्म्भ को भर कर 
आग्रे बढा कि 

वही पुराना स्थान 

जहाँ माटी लेने आया है 

शिल्पी कुम्भकार वह ! 


परिवा र-सहित कुम्भ ने 
कुम्भकार का अभिवादन किया 


स्मृतियाँ ताजो हो आईं 

पवन के परस पाकर 

सरवर तरंगायित हो आया । 
| 


४८२ / मुकभादी 

फूलो-फूली धरती कहती है-- 

“माँ सत्ता को प्रसन्नता है, बेटा 

तुम्हारी उन्‍नति देख कर 

मान-हा रिणी प्रणति देखकर । 
'पूत का लक्षण पालने में' 
कहा था न बेटा, हमने 
उस समय, जिस समय: 
तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया 
जो 
कुम्भकार का संसगे किया 
सो 
सृजनशील जीवन का 
आदिम सगे हुआ । 
जिसका संसर्ग किया जाता है 
उसके प्रति समपंण भाव हो, 
उसके चरणों मे तुमने 
जो 
अह का उत्सगें किया 
सो 
खस्जनशील जीवन का 
द्वितीय सर्गे हुआ । 


समपंण के बाद समपित की 
बड़ी-बड़ो परीक्षायें होती हैं 
और'''सुनो ! 

खरी-खरी समीक्षायें होती हैं, 
तुमने अग्नि-परीक्षा दी 
उत्साह साहस के साथ 

जो 


सहन उपसगे किया, 
सो 


अकाभक्टी / ४८३ 


ज़्जन-शील जीवन का 
तुतीय सगे हुआ । 


परीक्षा के बाद 

परिणाम निकलता ही है 

पराश्चित-अनुस्था र, यानी 

बिन्दु-मात्र वर्ण-जीवन को 

तुमने ऊध्वेंगासी उध्वंमुखी 

जो 

स्वाश्रित विसर्ग किया, 

सो 

स्जनशील जीवन का 

अन्तिम सर्ग हुआ । 
निसग से हो 
सृज्‌-धातु की भाँति 
भिन्न-भिन्न उपसगे पा 
तुमने स्वयं को 
जो 
निसगे किया, 


स्नजनशील जोवबन का 
बर्गातीत अपव्गे हुआ ।” 
हा 


धरती की भावता को सुन कर 
कुम्भ सहित सबने 
कृतज्ञता को दुष्टि से 
कृम्भकार को ओर देखा, 

कि 


लम्जता की मुद्रा में कुम्भकार ने कहा -- 


४८४ / मुकबाठ़ी 


“यहू सब 
ऋषि-सन्तों को कृपा है, 
उनकी ही सेवा में रत 
एक जघन्य सेवक हूँ मात्र, 
और कुछ नही ।” 


और 

कुछ ही दूरी पर 

पादप के नीचे 

पाषाण-फलक पर आसीन 

नीराग साधु की ओर 

सबका ध्यान आकृष्ट करता है 
** कि तुरन्त 

सादर आकर प्रदक्षिणा के साथ 

सबने प्रणाम किया 

पूज्य-पाद के पद-पकजों में । 

पादाभिषेक हुआ, 

पादोदक सर पर लगाया। 


फिर, 

चातक की भाँति 

गुरु-कृपा की प्रतीक्षा में सब । 
कुछेक पल रीतते कि 
गुरुदेव का मुदित-मुख 


प्रसाद बाँटने लगा, 

अभय का हाथ ऊपर उठा, 
जिसमें भाव भरा है-- 
'शादवत सुख का लाभ हो । 
इस पर तुरन्त 

आतंकवाद ने कहा, कि 

“है स्वामिन्‌ ! 


सम्भव है 


हम भी आइवस्त हो 
आप-जैसी साधना को 
जीवन में अपना सकें, 


अन्यचा 


शुर्आही / ४ंढए 
समग्र संसार ही 
दुःख से भरपूर है, 
यहाँ सुख है, पर बेंबथिक 
और वह भी क्षणिक ! 
यह-*'तो '*“अनुधूत हुआ हमें, 
परन्तु 
अक्षय सुख पर 
विश्वास हो नहीं रहा है; 
हाँ हाँ !! यदि 
अविनश्व र सुख पाने के बाद 
आप स्वयं 
उस सुख को हमें दिखा सको 
या 


उस विषय में 
अपना अनुभव बता सको 
ब्न तो 


मन की बात मन में ही रह जायेगी 


इसलिए 


'तुम्हारी भावना पूरी हो' 


ऐसे वचन दो हमें, 


बड़ी कृपा होगी हम पर । 


बा 


दल की धारणा को सुन कर 
मुदु-मुस्काते सन्‍त ने कहा --- 


४५८६ / मुकलांडी 


“ऐसा होना असम्भव है 

कारण"''सुनो ! 

गुरुदेव ने मुझसे कहा है 
कि 


कही किसी को भी 

बचन नहीं देना, 

क्योंकि तुमने 

गुरु को वचन दिया है : 
हाँ ! हाँ ! 

यदि कोई भव्य 
भोला-भाला भूला-भटका 
अपने हित की भावना ले 
विनीत-भाव से भरा-- 


कुछ दिशा-बोध चाहता हो 
तो मु 


हित-मित-मिष्ट बचनों में 

प्रवचन देना उसे, 

किन्तु 

कभी किसी को 

भूलकर स्वप्न मे भी 

वचन नहीं देना । 
दूसरी बात यह है:कि 
बन्धन-रूप तन, 


मन और वचन का 
आमूल मिट जाना हो 
मोक्ष है । 

इसी की शुद्ध-दशा में 
अविनश्वर सुख होता है 
जिसे 


अकभनाडों / ४८४७ 
प्राप्त होने के बाद, 
य 


संसार में आना कंसे सम्भव है 
तुम ही बताओ ! 

दुरध का विकास होता है 

फिर अन्त में 

चुत का विलास होता है, 

किस्तु 


न्तु 
चुत का दुग्ध के रूप में 
लौट आना सम्भव है क्या ? 
तुम हो बताओ !” 
दल की भाव-भंगिमा को देखकर 
पुन: सन्‍्त ने कहा कि-- 
“इस पर भी यदि 


श्रमण-साधना के विषय में 

और 

अक्षय सुख-सम्बन्ध में 

विष्वास नहीं हो रहा हो 

तो'"'फिर अब 

अन्तिम कुछ कहत। हूं 
कि, 
क्षेत्र की नहीं, 
आचरण की दृष्टि से 
मैं जहाँ पर हूँ 
वहाँ आकर देखो मुझे, 
तुम्हें होगी मेरी 
सही-सही पहचान 
क्योंकि 


ऊपर से नीचे देखने से 


इंकक / गुकभाटरे 


चक्कर आता है 

और 

मीचे से ऊपर का अनुमान 
लगभग गलत निकलता है। 


इसोलिए इन 
शब्दों पर विश्वास लाओ, 
हाँ, हाँ ! ! 
विश्वास को अनुभूति मिलेगो 
अवश्य मिलेगी 
मगर 
मांगे में नहीं, मंजिल पर ! ” 
और 
महा-मौन में 
डबते हुए सन्त '"* 
और माहौल को 
अनिमेष निहा रती-सी 
““मूक-माटी । 
७७ 


